Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri : 


aw 


f Indian Museums 


"'eprinted from Journal o 


* 


XXIX 1973 


oe) 
M 


Vol No. 


e 


Lu 


d 
n a २०७ 
= 


: Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Early Traditions 
Of Brahmanical Iconography 


N.P. JOSHI 


Early centuries before and after the start of the Christian era can be taken 
as the period for the dawn of Brahmanical Iconography. The process to give 
concrete shapes to various Brahmanical divinities seems to have set in from 
the Shunga period (c. 200 B.C.), developed in the Kushana age (c. Ist to 3rd 
century A.D.) and canonized to a good extent in the Gupta times (c. 4th to 
5th century A.D.). With 175 process various traditions regarding depiction 
of divinities were simultaneously growing up. Some of them got support in 
succeeding ages, while a few others ceased to exist giving place to new. These 
different traditions can be studied both from the sculpture and literature. 
Their study, specially of early traditions, is very important because they 
help a good deal to date a literary passage or even a sculpture and vice versa. 
Rationalism behind this is as follows. 

A. sculpture, if not dated, can be chronologically well fixed on the basis 
of its style, stratigraphy or paleography if inscribed. It becomes all the more 
important if particular features of an early sculpture are absent in any of the 
later periods depicting the same subject. The literary passages throwing light 
or mentioning early characteristics can be either contemporary to the sculpture 
or of still earlier origin. If the writer intended to refer to some old traditions, 
there are some chances of the literary passages being later also; but such 
chances are rather meagre. They are not likely to mislead if the passage under 
consideration is further put to a critical examination of style, language and 
other facts pointing to its chronology. 

Here I propose to confine myself to the pre-Kushana and Kushana tradi- 
tions mainly, which are common to the sculptures and literary descriptions. 
Barring a few I have pinpointed only those traditions, which have ceased to 
exist after the Kushana age. 

For the sake of convenience these early traditions will be discussed in light 
of specific deities represented; but before that it will be useful to take a note 
of a few measures, which were adopted by the Kushana sculptors to depict 
divinities in general. They are as follows: : 

(1) The deities with the exception of Vishnu, Durga and a few othei 

would be shown as normal human beings neither multi-headed n 
multi-handed. 


1 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. L 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


10 N.P. JOSHI 


(2) Asasymbol of divinity the right hand would be'raised to the shoulders 
in the protection-imparting-attitude (abhaya). The left would be 
placed akimbo and would hold either the hem of the scarf or some 
object, say a small jar. 

(3) Very often there would be seen a halo, normally plain, bearing simple 
or scalloped. border or even lotus petal decorations in comparatively 
later periods. 

(4) Generally there would be no surrounding subordinate deities (pari- 
vara devata), anthropomorphic representations of emblems or other 
decorative motifs so profusely seen in later times. 

(5) Deities of equal rank, if depicted on the same panel, would normally 
be shown as of equal height. 

(6) Images, when carved in round, would depict on the reverse side either 
natural contour of the body or some tree stem with foliage and some- 
times even with birds and tiny animals like squirrels 

(7) Deities would be generally standing (sthanaka) or sitting, (asana) 
but depiction in sleeping pose (shayana) or even seated on mounts 
(vahana) is rare. 

These were a few traditions which were common in the Kushana age irres- 
pective of the sex, cult or religion. Of course there would be certain exceptions 
like the Jaina Tirthankaras and the Buddha. Now let us proceed to study the 
other traditions peculiar to individual deities. 


VISHNU- 


A good number of Vishnu images, as many as 42 of the Kushana period 
specially from Mathura, have been found up till now. The following are the 
special features which find mention in literature also: 

(i) He is always shown with three emblems only i.e. club, wheel and conch. 
In a few cases a water vessel replaces conch. In a number of literary 
passages the god has been described as ‘shankha chakra-gadadharal . 
In post-Kushana periods other emblems such as rosary and fruit 
Start appearing. 

(ii) Shape of the club (gada) is also interesting. It is either thick at the 
bottom and slightly tapering towards the grip or bears a ball at the 
other end. The Ramayana names these forms as shikhari and modaki 
(Bala., 27.7, p. 86, Gorakhpur ed.). Later on it undergoes a number 
of changes. 

(iii) Lotus (padma) is conspicuous by its absence. It appears in post-Gupta 
periods. 

(iv) The extra hands in the Kushana age are always upheld (udbahu), 
while in the Gupta times they are generally suspended downwards 
(pralambabahu). 

(v) Vanamala in this period is a short garland of flowers, buds and leaves, 
but in the subsequent periods it gradually becomes a long floral gar- 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
EARLY TRADITIONS OF BRAHMANICAL ICONOGRAPHY 11 


land or even a jewel garland. Traditionally Vishnu’s vanamala 
should have tulsi leaves, and flowers such as kunda, mandara pari- 
jata and abja. 

(vi) There are no ayudhapurushas or subordinate deities such as Garuda, 
Lakshmi, Sarasvati, etc. represented alongwith Vishnu. 

(vii) Incarnations do not appear on the back slab. It is still controversial 
to talk of ‘incarnation theory’ in the Kushana age, but we do know 
of the independent images of some of them such a Varaha, Narasimha, 
Hayagriva and perhaps Trivikrama. Figures of eight-handed Vishnu 
also appear in the Kushana art and this form has distinctly been 
mentioned as an avatara of Vishnu in the Harivamsha (Hari.. 
32-20-28, p. 235-36 Gorakhpur ed.). 

(viii) A few forms of Vishnu such as one i.e. Krishna among the Five 
Heroes of the Vrishnis or Vishnu as chaturvyuha are typically 
Kushana, not to be seen in the subsequent ages. 


GARUDA 


The bird Garuda is ihe mount of Vishnu, but also appears inde- 
pendently very often. Throughout the Kushana art at Mathura and in one 
earlier example at Sanchi (Mahastupa, Eastern Gateway, back view southern 
side, central panel), Garuda as a bird has always been shown with a crest, and 
human ears with round ear-rings. This tradition has been well described in 
the Harivamsha in the following verse: 

shikhinam chudinam chaiva taptakundala bhushanam, 
vichitrapatravasnam  dhatumantami—vachalam (—34.42, p. 246, 
Gita Press, Gorakhpur ed.) 

"These features are absent in the Gupta and post-Gupta periods. 


BALARAMA 


The most peculiar features of the Kushana Balarama figures are the 
following: 

(i) Normally he appears with one ear-ring generally in the left ear. 

(ii) His plough often bears a miniature lion figure. 

In literature both these are mentioned as vamaikakundaladharah (Hari., 
Vishnu., 89. 1-3, Gita Press, Gorakhpur ed.). shravanaikavalambenakundale- EEE 
navirajitah (Hari. 83, 23, p. 533), ekakundalah (Visnu Purana., V. 25.15 a 
Gita.). His plough has further been called simhamukha-hala(Hari., 121.100 
p. 705, Gita.) 

In the other form of Balarama of the Kushana period, which is rather more - 
common, he appears with a wine flask in his left hand and a big snak 
bearing several auspicious symbols over his head. The terms de 
this form appear to be  bhujagabhogavarti (Hari, | ST 
svastkamurdhanam (Hari., 70.11, p. 456), etc. In the su 


CC-0. UP State Museum, Hi 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


12 N.P. JOSHI 


these features are totally absent. 


€ 


SHIVA 


Shiva has been depicted either in línga or phallus form or in the 
anthropomorphic form. Both of them trace back their origin to the pre- 
historic age that is the Indus Valley period. In the historic age they are 
found roughly from c. 3rd century B.C. 


Linga form 
Let us take the phallus form first. It has two main types, which can further 


be subdivided in three and four sub-types as shown in the following table. 
For convenience each type and sub-type has been separately numbered. 


Linga or form 


p—-— rne MEG. 
2 with some sort 


1 Plain 
of anthropomor- 
phic representa- 
tion 
"NES AX 
| | 
Y Y 
MORE lb 1० 
stump-like, with various with jar, lion, 
‘inscribed or decorations female face and 
uninscribed and motifs at gana at the base 
the base and scarf like or 


like a hide scarf 
appears brahma- 
sutra at the top 


2d 
mukhalingas 
with one, two or 
four faces 


Y 
2b 


with four 
faces and 
the head or 
bust on the 


ription is still a matter of 


Uu ee 
often 1 


is often referred (0, 


| 
| 
| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


EARLY TRADITIONS OF BRAHMANICAL ICONOGRAPHY 13 


ing to note that in one of the folk tales of Swat, a region in the north-west 
of the Indian sub-continent, still lingezs the /ingodbhava episode. 

This type continued in later ages also, but 2 b seems to have ceased with 
the Kushana age. The four-faced type under 2 c has often been referred to in 
the Mahabharata (Adi., 210.22-27, pp. 605-6; Anusha., 140.46-51, p. 4913; 
Anusha., 141.1—, p. 5914, Gita.,). The mukhalinga type underwent many 
changes, which need not detain us. Type 2 d that is the panchasya aspect of. 
Shiva was a pre-Kushana type, but ceased to exist after the Kushanas. It 
certainly reappeared in the later medieval periods assuming different forms 
and shapes. 

Before we pass on to consider the anthropomorphic form of Shiva, it 
would be worthwhile to note in brief the various traditions of the Kushana 
period, as far as the making of /inga was concerned. They can be summarized 
as follows: 

(1) The stump is normally much more in height than in thickness. The 
face or faces, if any, appear at a considerable height. 

(2) In the case of mukhalingas, the head seems to be tied to the stump 
with a broad band and not as if emerging out of it. 

(3) The face thus depicted is not handsome; on the other hand it is often 
hard and bears moustaches. 

(4) The expressions of course vary when there are more than one face; 
but sometimes a few specimens express peace and happiness. 

(5) The face is generally up to the neck and the necklace is rarely shown. 

(6) Sometimes the face has a ribbon running round the forehead, which 
reminds of foreign influence. 

(7) In case of plain /ingas also there is a vertical band encircling the upper 
portion, which bears different decorations 

(8) In certain cases the lower portion of the /inga has several motifs or 

the miniature figures 


Human form 

Let us pass on to the next form that is anthropomorphic representation 
of Shiva. Apart from the sculpture he has been thus depicted on clay sealings 
and coins of Kushana and pre-Kushana period. The most common type is 
with one face and two or four hands. The different forms can be briefly 
summed up in the table on next page. 

In the present paper we have mostly confined ourselves with mere sculptu- 
ral representations. In that field the following may be enumerated as the 
Kushana traditions: 

(1) Shiva has been shown single-headed with turban or matted locks on 
head. 

(ii) He would appear with two hands sometimes carrying a vase in left, 

but the normal right would generally be in the protection-imparting 
(abhaya) attitude. 
(iii) Shiva's association with lion was also known both to the : 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow E 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


14 ; N.P. JOSHI 


Shiva in human form 


A 
Y 


Y. 
1 on coins, sealings, etc. 2 in sculpture 
一 一 jj I 
AE V) 
la nio. 1d 
oneorthree- with trident one-faced, 
faced Shiva and club four-handed 
with staff. with jar, 
and water goat, trident 
vessel and ante ope 
| | 
af V 
1c 1f. 
one-faced, two- Shiva with 
handed with vase his consort 


or noose and 

trident— battleaxe; 

with or without 

flames and bull; 

with trident only 

AL 
le 
three-faced 
four armed 
with thunder 
bolt, trident 


and club 
d 
y ] | y 
29 2b 2c 2d 
one-faced, two- chaturvyuha with Two-or four- : forms : 
handed with lion, urdhvalinga handed well- (i) Ardhanarishvara 
rosary and vase; dressed, with (ii) Shiva-Parvati 
urdhvalinga or without (iii) Lakulisha 
headgear but (iv) Harihara 


no emblems 


and literature (comp. Simhga and Simhavahana in the Mahabharata 
Vana., 231.29-31, Gita., p. 1611). 
(iv) The third eye was not indispensable, but it was always depicted hori- 
zontally that is in the natural pose. Later on it becomes vertical. 
(v) Normally Shiva appears standing, only one instance of seated Shiva 
is known from Musanagar (Kanpur).* 
(vi) He has been depicted well clad, but often with his genital organ erect, 
particularly so when he is with his spouse. 
(vii) Bull would often appear as mount of Shiva standing behind the deity. 
(viii) Crescent is rarely seen. 
(ix) Snake, drum and Ganga are totally absent. 


KARTIKEYA 


D 
He was another popular deity of the age. He is also seen on coins, sealings 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
|| 
1 
) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


EARLY TRADITIONS OF BRAHMANICAL ICONOGRAPHY 15 


and sculptures. On coins sometimes we do find him multi-headed but in the 
Kushana sculptures he has been depicted like a normal human being carrying 
a spear (shakti) in his left hand. A triangular torque in the neck and a few 
locks dangling on shoulders would be his normal features. The headgear 
was not indispensable. 

Apart from his independent depiction, he was also sometimes shown 
either standing with his mother—the goddess with ferocious features or with 
his father Agni, or sometimes with his brother Vishakha and sister Sasthi. 
Episodes throwing light on these image types find mentionin the Mahabharata 
and other works.” Depiction of these figures ceased with the Kushana age. 
Later on Kartikeya appears either independently or in association with Shiva 
and Parvati. 


CHANDRA 


Chandra or the moon god is rarely depicted independently. Generally 
he is seen with Surya or along with other planets in subsequent ages. In the 
Kushana period he is sometimes seen seated in a chariot drawn by horses— 
a feature which is not known to the subsequent ages, of course with one very 
late exception in the Central Museum at Nagpur in the State of Maharashtra. 
This tradition finds support from Harivamsha, where the god has been de- 
scribed as seated in a chariot drawn by white horses (Harivamsha Parya, 
44.24, p. 103 Gita.,). In later periods instead of horse the deer appears as 
his mount. 


FEMALE  DIVINITIES 


Among several such divinities the Mothers, Vasudhara and Sasthi 
only form the part of our scope. Others such as Lakshmi, Durga, Ekanasha, 
etc. were certainly known in the Kushana age, but they continued to be wor- 
shipped in the later ages also, while the three referred to above practically 
lost their independent existence in the subsequent periods. 


Mothers (matrka) 

Since pre-Kushana times they were very popular and important cult dei- 
ties. Their representations have been found in terracottas, ring-stones and 
on gold plaques. Of course in the 1610 of stone sculptures they make their 0 
first appearance in the Kushana times. They are not multi-headed or mult: — 
handed, but just female figures with human, bird or animal heads. As seen: 
in sculptures they can be classified as mentioned in the table on page 16. 

These Matrkas are obviously folk deities and a number of lists giving their 
names appear in the Mahabharata (Vana., chap. 228) Harivamshe 
109; Bhavishya., 14, 126, 65). Agni Purana (chaps. 96, 146, 185 


CC-0. UP State Museum, Hazratg 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


16 N.P. JOSHI 
Matrka 
| 
Y 
Y —— MÀ—X € 707] 
1 39. j 
with child, goat, standing in a line, 
human or bird faced one to six in numbers 


without child 


Ne 
pm 


More Mothers than one 
seated inaline. They 


are one to five in numbers. Mothers with 
Three types : other deities: 
(i) Carrying children (i) Kubera 
(ii) Carrying a flask (ii) Kartikeya 
(iii) Carrying lotus (iii) Yaksa 


them as their respective subordinate deities. 

In the following periods they lost their independent existence, but 
continued to be worshipped as domestic deities forming part of the vast 
Shakta pantheon. 


Vasudhara 

This female divinity holding a pair of fish, an umbrella and sometimes 
accompanied with jar orjars was extremely popularin the Shungaand Kushana 
ages. Another fact, interesting to note in this connection, is that she is 
depicted more in terracotta art than in sculptures. Even terracotta moulds 
of this figure are known to us. 

We do not know much about her cult in the earlier days. With the end of 
the Kushana period she disappears all of a sudden. In the medieval times 
again she appears on the horizon but this time in the Buddhist garb. Curiously 
enough no literary references throwing light on her cult in the Kushana and 
pre-Kushana days have yet been brought to light. She is obviously a 
goddess of plenty, seems to be a form of Lakshmi or Shri. 


Sasthi 

Like Vasudhara, Sasthi was another deity, who went in oblivion with the 
Kushanas. According to the Mahabharata (Vana., 229.49-52, p. 1604, 
Gita), she was a form of Lakshmi also known as Devasena. In another 
work Kashyapasamhita (cited by V.S. Agrawalain Prachina Bharatiya Loka- 
dharma, p. 59) Sasthi has been described as sister of Skanda and is to be wor- 
shipped between himself and his brother Nandikeshvara. She was also known 
as Revati. In the Kushana art we come across a number of images of this 
six-headed deity standing independently or in between her brothers Skanda 
and Vishakha or Nandikeshvara. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


EARLY TRADITIONS OF BRAHMANICAL ICONOGRAPHY 17 


EPILOGUE 
These are some of the traditions which were helpful in forming the 
iconographic canons of the early age that is up to c. 3rd century A.D. A 


deeper study of the early sculptures and literary data can bring to light a 
few more traditions. 


REFERENCES 
1. Josur N.P., Some Kushana passages in the Harivamsa, Indologen- 
Tagung, 1971, Franz Steiner Verlag Gmbh Wiesbaden, 1973, Fig. 178. 
2. JosHI N.P., ‘Devi Shadamukhi ya Shasthi, Bulletin of Museums and 
Archaelogy in U.P., Lucknow, No. 3, pp. 38-41. 


Dr. N.P. Joshi, Director, State Museum, Lucknow. 


| CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGango 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Reprinted from Journal of Indian Museums $ 


; Vol No. XXIX 1973 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Early Traditions 
Of Brahmanical Iconography 


N.P. JOSHI 


Early centuries before and after the start of the Christian era can be taken 
as the period for the dawn of Brahmanical Iconography. The process to give 
concrete shapes to various Brahmanical divinities seems to have set in from 
the Shunga period (c. 200 B.C.), developed in the Kushana age (c. Ist to 3rd 
century A.D.) and canonized to a good extent in the Gupta times (c. 4th to 
Sth century A.D.). With this process various traditions regarding depiction 
of divinities were simultaneously growing up. Some of them got support in 
succeeding ages, while a few others ceased to exist giving place to new. These 
different traditions can be studied both from the sculpture and literature. 
Their study, specially of early traditions, is very important because they 
help a good deal to date a literary passage or even a sculpture and vice versa. 
Rationalism behind this 15 as follows. 

A. sculpture, if not dated, can be chronologically well fixed on the basis 
of its style, stratigraphy or paleography if inscribed. It becomes all the more 
important if particular features of an early sculpture are absent in any of the 
later periods depicting the same subject. The literary passages throwing light 
or mentioning early characteristics can be either contemporary to the sculpture 
or of still earlier origin. If the writer intended to refer to some old traditions, 
there are some chances of the literary passages being later also; but such 
chances are rather meagre. They are not likely to mislead if the passage under 
consideration is further put to a critical examination of style, language and 
other facts pointing to its chronology. 

Here I propose to confine myself to the pre-Kushana and. Kushana tradi- 
tions mainly, which are common to the sculptures and literary descriptions. 
Barring a few I have pinpointed only 11056 traditions, which have ceased to 
exist after the Kushana age. 

For the sake of convenience these early traditions will be discussed in light 
of specific deities represented; but before that it will be useful to take a note 
of a few measures, which were adopted by the Kushana sculptors to depict 
divinities in general. They are as follows: 

(1) The deities, with the exception of Vishnu, Durga and a few others, 

would. be shown as normal human beings neither multi-headed nor 
multi-handed. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


a N.P. JOSHI 


i 
d 
: 


(2) Asasymbol of divinity the right hand would be raised to the shoulders 
in the protection-imparting attitude (abhaya). The left would be 
placed akimbo and would hold either the hem of the scarf or some 
object, say a small jar. E == E 

(3) Very often there would be seen a halo, normally plain, bearing simple 
or scalloped border or even lotus petal decorations in comparatively 
later periods. 

(4) Generally there would be no surrounding subordinate deities (pari- 
vara devata), anthropomorphic representations of emblems or other 
decorative motifs so profusely seen in later times. 

(5) Deities of equal rank, if depicted on the same panel, would normally 
be shown as of equal height. 

(6) Images, when carved in round, would depict on the reverse side either 
natural contour of the body or some tree stem with foliage and some- 
times even with birds and tiny animals like squirrels 

(7) Deities would be generally standing (sthanaka) or sitting, (asana) 
but depiction in sleeping pose (shayana) or even seated on mounts 
(vahana) is rare. : 

These were a few traditions which were common in the Kushana age irres- 
pective of the sex, cult or religion. Of course there would be certain exceptions 
like the Jaina Tirthankaras and the Buddha. Now let us proceed to study the 
other traditions peculiar to individual deities. 


VISHNU 


A good number of Vishnu images, as many as 42 of the Kushana period 
specially from Mathura, have been found up till now. The following are the 
Special features which find mention in literature also: 

(i) Heis always shown with three emblems only i.e. club, wheel and conch. 
In a few cases a water vessel replaces conch. In a number of literary 
passages the god has been described as ‘shankha chakra-gadadharah’. 
In post-Kushana periods other emblems such 
Start appearing. 


(ii) Shape of the club (gada) is also interesting. It is either thick at the 


bottom and slightly tapering towards the grip or bears a ball at the 


other end. The Ramayana names these forms as shikhari and modaki 


(Bala., 27.7, p. 86, Gorakhpur ed.). Later on it undergoes a number 
of changes. 


(ii) Lotus (padma) is conspicuous b 
periods. 

(iv) De extra hands in the Kushana age are always upheld (udbahu) 
while in the Gupta times they are generally suspe nded ; 
(pralambabahu). c EE 

(v). Vanamalain this 
but in the subse 


as rosary and fruit 


y its absence. Tt appears in post-Gupta 


period isa Short garland of flowers, buds and leaves, 
quent periods it gradually becomes a long floral gar- 


e 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


y EARLY TRADITIONS OF BRAHMANICAL ICONOGRAPHY 11 


land or even a jewel garland. Traditionally Vishnu's vanamala 
should have tulsi leaves, and flówers such as kunda, mandara pari- 
jata and abja. 

(vi) There are no ayudhapurushas or subordinate deities such as Garuda, 
Lakshmi, Sarasvati, etc. represented alongwith Vishnu. 

(vii) Incarnations do not appear on the back slab. It is still controversial 
to talk of *incarnation theory in the Kushana age, but we do know 
of the independent images of some of them such a Varaha, Narasimha, 
Hayagriva and perhaps Trivikrama. Figures of eight-handed Vishnu 
also appear in the Kushana art and this form has distinctly been 
mentioned as an avatara of Vishnu in the Harivamsha (Hari.. 
32-20-28, p. 235-36 Gorakhpur ed.). 

(viii) A few forms of Vishnu such as one i.e. Krishna among the Five 
Heroes of the Vrishnis or Vishnu as chaturvyuha are typically 
Kushana, not to be seen in the subsequent ages. 


GARUDA 


The bird Garuda is the mount of Vishnu, but also appears inde- 
pendently very often. Throughout the Kushana art at Mathura and in one 
earlier example at Sanchi (Mahastupa, Eastern Gateway, back view southern 
side, central panel), Garuda as a bird has always been shown with a crest, and 
human ears with round ear-rings. This tradition has been well described in 
the Harivamsha in the following verse: 

shikhinam chudinam chaiva taptakundala bhushanam, 
vichitrapatravasnam — dhatumantami—vachalam (—34.42, p. 246, 
Gita Press, Gorakhpur ed.) 

These features are absent in the Gupta and post-Gupta periods. 


BALARAMA 


} The most peculiar features of the Kushana Balarama. figures are the 
1 following: 
G) Normally he appears with one ear-ring generally in the left ear. 

(ü) His plough often bears a miniature lion figure. 

In literature both these are mentioned as vamaikakundaladharah (Hari., 
Vishnu., 89. 1-3, Gita Press, Gorakhpur ed.). shravanaikavalambenakundale- 
navirajitah (Hari. 83, 23, p. 533), ekakundalah (Visnu Purana., V. 2515; 
Gita.). His plough has further been called simhamukha-hala (Hari., 121.100, 
p. 705, Gita.). 

In the other form of Balarama of the Kushana period, which is rather more 
common, he appears with a wine flask in his left hand and a big snake canopy 
bearing several auspicious symbols over his head. The terms describing 
this form appear to be  bhujagabhogavarti (Hari, 83.23, p. 533), 
svastkamurdhanam (Hari., 70.11, p. 456), etc. In the subsequent periods 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
N.P. JOSHI 
12 : 


these features are totally absent. 


e 


SHIVA 


Shiva has been depicted either in /imga or phallus form or in the 
anthropomorphic form. Both of them trace back their origin to the pre- 
historic age that is the Indus Valley period. In the historic age they are 
found. roughly from c. 3rd century B.C. 


Linga form 

Let us take the phallus form first. It has two main types, which can further 
be subdivided in three and four sub-types as shown in the following table. 
For convenience each type and sub-type has been separately numbered. 


Linga or (s form 


——  — Me Xe cm 

Y 
1 Plain 2 with some sort 
of anthropomor- 
phic representa- 


tion 
m | 
Y >/ V 
NEEDS NEG 
stump-like, with various with jar, lion, 
inscribed or decorations female face and 
uninscribed and motifs at gana at the base 
the base and scarf like or 
like a hide scarf 
appears brahma- 
sutra at the top 
p AR 
2 a 2d 
Lingodbhava mukhalingas 
with one, two or 
four faces 
Y J 
T. Cc 2 % 
with full human : 
À V 
form in front of fi ae ae 
the linga 


the head or 
bust on the 
top 


Correlation of all these forms with literary description is still a matter of 
further research. Type 1 a, that is plain stump-like form is often referred to 
but 1 band 1 c are yet to be traced out. So is the case with type 2. Liadh 
bhava is often mentioned (eg. Linga Purana, purvardha, 17.31-50, Mor Ed 
pp- RN 6.61-77). Its earliest representation exists in south India 
at Guddimalam in Guntur district. In this connection it is further interest- 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


í 
| 
i 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
EARLY TRADITIONS OF BRAHMANICAL ICONOGRAPHY 13 


ing to note that in orie of the folk tales of Swat, a region in the north-west 
of the Indian sub-continent, still lingers the lingodbhava episode. 

This type continued in later ages also, but 2 b seems to have ceased with 
the Kushana age. The four-faced type under 2 c has often been referred to in 
the Mahabharata (Adi., 210.22-27, pp. 605-6; Anusha., 140.46-51, p. 4913; 
Anusha., 141.1—, p. 5914, Gita.,). The mukhalinga type underwent many 
changes, which need not detain us. Type 2 d that is the panchasya aspect of 
Shiva was a pre-Kushana type, but ceased to exist after the Kushanas. It 
certainly reappeared in the later medieval periods assuming different forms 
and shapes. 

Before we pass on to consider the anthropomorphic form of Shiva, it 
would be worthwhile to note in brief the various traditions of the Kushana 
period, as far as the making of linga was concerned. They can be summarized 
as follows: 

(1) The stump is normally much more in height than in thickness. The 
face or faces, if any, appear at a considerable height. 

(2) In the case of mukhalingas, the head seems to be tied to the stump 
with a broad band and not as if emerging out of it. 

(3) The face thus depicted is not handsome; on the other hand it is often 
hard and bears moustaches. 

(4) The expressions of course vary when there are more than one face; 
but sometimes a few specimens express peace and happiness. 

(5) The face is generally up to the neck and the necklace is rarely shown. 

(6) Sometimes the face has a ribbon running round the forehead, which 
reminds of foreign influence. 

(7) In case of plain /ingas also there is a vertical band encircling the upper 
portion, which bears different decorations 

(8) In certain cases the lower portion of the /inga has several motifs or 
the miniature figures 


Human form 

Let us pass on to the next form that is anthropomorphic representation 
of Shiva. Apart from the sculpture he has been thus depicted on clay sealings 
and coins of Kushana and pre-Kushana period. The most common type is 
with one face and two or four hands. The different forms can be briefly 
summed up in the table on next page. 

In the present paper we have mostly confined ourselves with mere sculptu- 
ral representations. In that field the following may be enumerated as the 
Kushana traditions: 

(i) Shiva has been shown single-headed with turban or matted locks on 
head. 

(ii) He would appear with two hands sometimes carrying a vase in left, 
but the normal right would generally be in the protection-imparting 
(abhaya) attitude. 

(iii) Shiva's association with lion was also known both to the sculpture 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
N.P. JOSHI 
14 


Shiva in human form 


o 
Y 


| | 


2i culpture 
i 2ins 
1 on coins, sealings, etc. i p 
Y 
1 Y 
Y 
i 118 ra um 
oneorthree- with trident one-fac 中 म्‌ 
faced Shiva and club onae e 
i ff with jar, 
VUE goat, trident 
Real and ante ope 
y t 
1c Ma 
one-faced, iwo- Shiva with 
handed with vase his consort 


or noose and 
trident— battleaxe; 
with or without 
flames and bull; 
with trident only 

i 

le 

three-faced 
four armed 
with thunder 
bolt, trident 


and club 
y 
TA y y y 
2a 2b ] 2ic 和 2d 
one-faced, two- chaturyyuha with Two-or four- forms : 
handed with lion, urdhvalinga handed well- (i) Ardhanarishvara 
rosary and vase, dressed, with (ii) Shiva-Parvati 
urdhvalinga or without (iii) Lakulisha 
headgear but (iv) Harihara 


no emblems 


and literature (comp. Simhga and Simhavahana in the Mahabharata 
Vana., 231.29-31, Gita., p. 1611). 

(iv) The third eye was not indispensable, but it was always depicted hori- 
zontally that is in the natural pose. Later on it becomes vertical. 


(v) Normally Shiva appears standing, only one instance of seated Shiva 
is known from Musanagar (Kanpur). 
(vi) He has been depicted well clad, but often witl 
particularly so when he is with his Spouse. 
(vii) Bull would often appear as mount of Shiva standin 
(viii) Crescent is rarely seen, 
(ix) Snake, drum and Ganga are totally absent, 


1 his genital organ erect, 


g behind the deity. 


KARTIKEYA 


He was another popular deity of the age. He is also Seen on coins, sealings 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


EARLY TRADITIONS OF BRAHMANICAL ICONOGRAPHY 15 


and sculptures. On coins sometimes we do find him multi-headed but in the 
Kushana sculptures he has been depicted like a normal human being carrying 
a spear (shakti) in his left hand. A triangular torque in the neck and a few 
locks dangling on shoulders would be his normal features. The headgear 
was not indispensable. 

Apart from his independent depiction, he was also sometimes shown 
either standing with his mother—the goddess with ferocious features or with 
his father Agni, or sometimes with his brother Vishakha and sister Sasthi. 
Episodes throwing light on these image types find mention inthe Mahabharata 
and other works.” Depiction of these figures ceased with the Kushana age. 
Later on Kartikeya appears either independently or in association with Shiva 
and Parvati. 


CHANDRA 


Chandra or the moon god is rarely depicted independently. Generally 
he is seen with Surya or along with other planets in subsequent ages. In the 
Kushana period he is sometimes seen seated in a chariot drawn by horses— 
a feature which is not known to the subsequent ages, of course with one very 
late exception in the Central Museum at Nagpur in the State of Maharashtra. 
This tradition finds support from Harivamsha, where the god has been de- 
scribed as seated in a chariot drawn by white horses (Harivamsha Parva, 
44.24, p. 103 Gita.,). In later periods instead of horse the deer appears as 
his mount. 


FEMALE  DIVINITIES 


Among several such divinities the Mothers, Vasudhara and Sasthi 
only form the part of our scope. Others such as Lakshmi, Durga, Ekanasha, 
etc. were certainly known in the Kushana age, but they continued to be wor- 
shipped in the later ages also, while the three referred to above practically 
lost their independent existence in the subsequent periods. 


Mothers (matrka) 

Since pre-Kushana times they were very popular and important cult dei- 
ties. Their representations have been found in terracottas, ring-stones and 
on gold plaques. Of course in the field of stone sculptures they make their 
first appearance in the Kushana times. They are not multi-headed or multi- 
handed, but just female figures with human, bird or animal heads. As seen 
in sculptures they can be classified as mentioned in the table on page 16. 

These Matrkas are obviously folk deities and a number of lists giving their 
names appear in the Mahabharata (Vana., chap. 228) Harivamsha (Vishnu., 
109; Bhavishya., 14, 126, 65). Agni Purana (chaps. 96, 146, 185, 219), Vayu 
Purana (chap. 209), Skanda Purana (Mahesvara Khanda 30), etc. They 
had strongly influenced the public mind and hence all the three faiths accepted 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


N.P. JOSHI 
16 
Matrka 
al 
y 
त्‌ y 
1 e 
i i standing in a line, 
ve ane ‘bid faced one to six in numbers 
m without child 
Y i 
2 
More Mothers than one 
seated in aline. They i 
are one to five in numbers. Mothers with 
Three types : other deities: 
(G) Carrying children (i) Kubera 
(ii) Carrying a flask (ii) Kartikeya 
(iii) Carrying lotus (iii) Yaksa 


them as their respective subordinate deities. 

In the following periods they lost their independent existence, but 
continued to be worshipped as domestic deities forming part of the vast 
Shakta pantheon. 


Vasudhara 

This female divinity holding a pair of fish, an umbrella and sometimes 
accompanied with jar or jars was extremely popular in the Shungaand Kushana 
ages. Another fact, interesting to note in this connection, is that she is 
depicted more in terracotta art than in sculptures. Even terracotta moulds 
of this figure are known to us. 

We do not know much about her cult in the earlier days. With the end of 
the Kushana period she disappears all of a sudden. In the medieval times 
again she appears on the horizon but this time in the Buddhist garb. Curiously 
enough no literary references throwing light on her cult in the Kushana and 
pre-Kushana days have yet been brought to light. She is obviously a 
goddess of plenty, seems to be a form of Lakshmi or Shri. 


Sasthi 

Like Vasudhara, Sasthi was another deity, who went in oblivion with the 
Kushanas. According to the Mahabharata (Vana., 229.49-52, p. 1604, 
Gita), she was a form of Lakshmi also known as Devasena. In another 
work Kashyapasamhita (cited by V.S. Agrawala in Prachina Bharatiya Loka- 
dharma, p. 59) Sasthi has been described as sister of Skanda and is to be wor- 
shipped between himself and his brother Nandikeshvara. She was also known 
as Revati. In the Kushana art we come across a number of images of this 


six-headed deity standing independently or in between her brothers Skanda 
and Vishakha or Nandikeshvara. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


EARLY TRADITIONS OF BRAHMANICAL ICONOGRAPH Y 


EPILOGUE 


a 


These are some of the traditions which were helpful in forming the 
iconographic canons of the early age that is up to c. 3rd century A.D. A 
deeper study of the early sculptures and literary data can bring to light a 
few more traditions. I3 


REFERENCES 


1. JosHI N.P., Some Kushana passages in the Harivamsa, Indologen- 
Tagung, 1971, Franz Steiner Verlag Gmbh Wiesbaden, 1973, Fig.178. 

2. JosHI N.P., ‘Devi Shadamukhi ya Shasthi, Bulletin of Museums and 
Archaelogy in U.P., Lucknow, No. 3, pp. 38-41. 


Dr. N.P. Joshi, Director, State Museum, Lucknow. = 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGang 


IN THE NORTH INDIA — 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ON THE ICONOGRAPHY OF BALARAMA 
IN THE NORTH INDIA 


AN. P. Joshi 


In about 4th to 3rd century B. C. there existed a religious system in 
India with Vasudeva as its central figure (Bhandarkar, Vaisnavism ete., Hindi, 
p. 5). The sect was known as Bhagavata, Sülvata or Vasudeva sect (Ibid., p. 12) 
and its basic works were the Pañcharatra Samhitas (Xbid., p. 44). Mathura 
was one of its early and important centres. According to this sect, from the 
Supreme Divinity Vasudeva sprang Sankarsana symbolising all living beings. 
From Sañkarsana came Pradyumna, the mind, and the latter produced 
Aniruddha, self consciousness or Ahankara (Ibid., p. 7). These four forms 
were known as mürlis or vyūhas. Among them next to Vasudeva was Sankar- 


sana in status. 


According to another theory Sahkarsana, symbolised destruction. Pradyum- 
na was responsible for maintenance and Aniruddha for creation. This view 
with some variations has been upheld by the Puranas like Kurma (Purvardha., 
51. 40-44), Agni (48.13), Visnu (1. 2. 12-15), Matsya (247 46-49), etc. 


In the mythological garb these deities have been described as interrelated. 
Sankarsana or Balarama finds mention as the elder brother of Vasudeva 
Krsna, Pradyumna as Krsna’s son and Aniruddha as his grandson. Being the 
elder brother the position of Sankarsana was theoritically higher than Vāsu- 
deva Krsna, but in practical life he was second in importance. He was much 
worshipped in Mathura region. In this paper itis proposed to discuss the 
iconography of this deity on the basis of seventy-eight images—fifty-two from 
the State of Uttar Pradesh and twenty-six from the surrounding States. 


Saükarsana was popularly known as Balarama, Balabhadra, Baladeva, etc. 


15 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


\ 


He was an important deity the both in the Brahmanical as well as the Jaina 
pantheon. 


According to the former faith Balarama’s parents were Yadava Vasu- 
deva and his wife Rohini. Balarama has generally been taken as an 
incarnation of the cosmic serpent Sesa or Ananta. He was born in the clan of 
Vrsnis, a sub-group among the Yadavas. In the list of the famous Vrsni 
heroes Balarama stands first. He was an expert in the art of handling plough, 
club or pestle. Immensely powerful and furious by nature, he was highly 
addicted to drinking. Revati was his wife. His special fancies were to put on 
blue clothes, use single earring and adore himself with a vanamala. He used 
palm as mark for his standard. Needless to say that these were some of the 
iconographic features helpful for identifying his images. 


Let us now briefly note the Jaina version of the story of Balarama. The Jainas 
believe in twenty-four teachers known as Tirthankaras, nine Narayanas, nine 
Baladevas, nine Pratinarayanas of the past age (avasarpini-kala). The Samava- 
janga Sutra gives a list of these Baladevas (Rajkot Ed. 1952, p. 1091-93). Of 
all the nine Baladevas the one, Rama by name, who was associated with Nemi- 
natha, the twenty-second Teacher, comes very close to the Brahmanical 
Sankargana. It is this Baladeva only, who has been depicted in art along 
with Neminatha right from the Kusana times. Iconographically the Jaina 
Baladeva carrying plough and pestle or club, or (Fig. 1) bearing the snake 
canopy and holding a wine flask (Fig. 2) does not differ from the Brahmanical 


one. In a few cases of course, we do find him with folded hands, but these are 
rather rare. 


In the following discussion, therefore no distinction has been made between 
the Brahmanical and Jaina Balarama. 


Antiquity of the Images and Temples of Balarama : 


Leaving aside the mythological references, 
the worship of Baladeva and Vasudeva is t 
Niddesa (Vaisnavism., p. 3), 
the 2nd century B.C. refers 
A contemporary inscription 
Narayanavattka 


16 


the oldest passage referring to 
o be found in the Pali work 
attributed to about 4th century B.C. Patañjali in 
to the temples of Dhanapati, Rama and Keéava. 
1 from Ghosundi in Rajasthan tells about one 


where Sahkarsana and Vasudeva were worshipped. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


A 


é 


Another epigraphical record of c. lst century B.C. (AMM, Q. 1) men- 


tions a stone temple in which the images of the five Vrsni Heroes were 
installed. 


In the field of sculptures antiquity of Balarama images goes back to c. 2nd 
century B.C. We know of three such figures hailing from Mathura, (Fig. 3) 
Varanasi and Gwalior regions respectively. In the Kugana period worship of 
Balarama reached its zenith, but with the Guptas independent figures of Bala- 
rama becomoe lesser. In the mediaeval and late mediaeval times instead of the 
independent figures a majority of them appear as subordinate deities or as 
one among the ten incarnations of Visnu. Our discussions in this paper main- 
ly confine to the Kusána and Gupta ages. 


Classification of the known figures : 


The classification, as given in the following tables, has primarily been done 
on chronological basis. The ‘period types’ have further been divided into sub- 
types. Briefly the picture appears as follows : 


Out of the seventy-eight figures studied for the present purpose, the Sunga 
images are only three, Kusana-twenty-six, Gupta-six and mediaeval-forty-three. 
Though the number of the mediaeval figures is the largest, it carries little 
significance, as has been pointed above. The Gupta figures are comparatively 
few but important as they definitely contribute towards the evolution of 
Balarama figure. This we shall see presently. 


The number of the Suñga figures is the lowest, which is but natural as this 
was the opening epoch. By far the most significant age is of the Kusanas 
(c. Ist to 3rd century A.D.). Of this time fortunately we have got twentysix 
images. 'These have been grouped under four types and their sub- 
types mainly on the basis of the number of hands, appearance or ab- 
sence of the snake canopy and existance of the respective weapons. 
Among the whole lot two types are most important.: One numbered as 
2b(i) shows four-handed Balarama without snake canopy carrying club 
and plough much akin to Visnu (Figs. 4, 5). The other, that is 2c (ii) shows 
him two-handed with snake canopy and carrying wine flask in hand 
(Fig. 2). This was the most popular type and we have sixteen figures to 
represent this. 


17 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Chart No. I 

Balarama (c. 2nd cent. B.C. to 3rd cent.) 
Two handed with canopy | 
carrying plough and 


pestle. (Fig. 3) 


(3 figures) 


[XD IECUR EE y 

2(a 2(c) 2(d) 

Two handed with Four handed without | 
canopy, plough canopy | | 
and protection | 


| 
| 
in rt. hand. | | 
(2 figures) | 


2 (b) 
Two handed, with 


| 
canopy and flask. (Fig. 2) | 
| 


| 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

(2b i) (2b ii) | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


with weapons in without weapons 
the background " (16 figures) | 
(1 figure) | 


人 कको 
(2८1). (20 11) 

Carrying lion-plough Carrying plough 

and club (Figs. 1, 5) and pestle 

(4 figures) (1 figure) 

| 

Special forms and 
associations : 


(i) Chaturayiha 
(Gi) With Ekanarmsa, 
(Fig. 4) 
(iii) Two handed with 
Neminatha 
(2 figures) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Chart No. II 


Balarama (c. 4th to 6th century A.D.), GUPTA 


| | 

(39) | 

Four handed with canopy | 

holding club, lion-plough | 
and flask; right hand | | 

carried overhead as if to | 

give slap. | 

| 


(3 figures) 


i 


| 


(8 b) | 
Four handed with canopy 
holding pestle and perhaps | 
plough | 
(2 figures) 
(3 c) 


Special forms : 


Ananta four handed, 


coils in the background, 
carrying conch, club and 
bowl; gada and panapatra 
shown in anthropomor- 
phic forms, 

(1 figure) 


Chart No. ITI 


Balarama (c. 7th to late mediaeval pd.) MEDIAEVAL 
| 


| | | 
(4 a) | (4 ८) 
Continuation of Two handed with 
sub-type (3 a) | canopy of one, 
but with normal right three or seven 
ie. ‘slap giving’ hoods 


| 
| 
| 
| 
| 
hand brought down to (6 figures) | 
| 
| 


remain suspended; (Fig. 6) | 
flask in normal left 
or right hand; 
appearance of 
parivaradevatas 

(18 figures) 


19 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


eat 


| 
du (4 d) 


| 

Four handed without Two handed, | 
canopy a continuation of | E. 
(1 figure) Kusana sub-type | E 
(2 D) | 

(1 figure) | 


(4e 
Two-handed with 
out canopy 
(1 figure) 


| 
| 
| 
| 


(41 ) 
Special forms and associations 
(i) Balaráma with Revati (4 figures) 
(ii) With Gaja-Laksmi (1 figure) 
(iii) Balarama with female attendents holding 
wine jars (2 figures) 
(iv) With Krsna (1 figure) 
(v) Four handed seated on Garuda 
(1 figure) 
(vi) Killing Süta (1 figure) 
(vii) Killing King Rukmi (1 figure) 


so 


ivolution of the Balarama figure : 


ga deity in anthropomorphic form holding plough and 
he had only two hands, but the conception of provid- 


he next stage, two distinct forms came in | 
; Mathura the Bhagavata sect had already 
h 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


é 


with four arms. Naturally therefore the other Vrsni hero, almost of the same 
importance, was also depicted in the same form changing the emblems (Fig. 5). 
Thus the four-handed images of Balarama with right hand in abhaya pose and 


others holding club or pestle and plough might have come into existance 
(Type 2 c in Chart 2). 


But during this period another belief was also getting deep rooted. It was 
being strongly advocated that Sankarsana was essentially the Incarnation of 
the cosmic serpent Sasa and he was extra-ordinarily powerful and strongly 
addicted to drinking. These ideas were perhaps responsible for the second 
popular from (Type 2 b in Chart No. 1). Here Balarama is a Naga, hand- 
some, furious, ready to offer a slap and always carrying a flask of wine in his 
left hand. His serpentine nature is evident not only because of the huge 
snake canopy on his head, but also because the heavy coils, which cover his 
entire body from the reverse and sometimes 01 the obverse also. This form 
was very much popular specially at Mathura and was copied even in late 
mediaeval times. 


The third stage of evolution is seen in the Gupta age, when the two impor- 
tant forms of the Kusana age were combined together. Though the process 
had started from the Kusana times, the Gupta artists gave it a distinct turn. 
They adopted the Naga form but improved upon it further by providing two 
additional hands holding club or pestle and plough. Thus in the field of art 
the Vrsni hero Sankarsana and Sesavatara Balarama were perfectly amalga- 
mated, though in literary traditions this has been done much before. This 
was an important contribution of the Gupta age in the evolution process of 
the Balarama figure. 


The fourth stage was introduced in the later Gupta and early mediaeval 
times, when the ‘slap imparting’ hand was also brought down and was 
allowed to remain in various agreeable positions. Thus the type number 4 a 
of Chart no. 3 came into existance (Fig. 6). At this stage one more feature 
also was introduced. This was the depiction of Revati, wife of Balarama and 
several other attendents. 


This type remained popular, but along with it several new sub-types and 
forms were also evolved. Some deities like Gaja-Laksmi and Garuda also crept 
in to associate themselves with Balarama. These details, however, need not 


21 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


detain us for the present. 
Special Features of Balarama ; 

Most of the following features are the identifying marks of Balaram. 
Forest garland (vanamala)— 


Balarama’s vanamala, much akin to Visnu, is a short garland made of 
leaves, flowers and buds. Gradually it becomes a long garland of flowers and 
later on of the jewels only. The deity has been called vanamali, vanamala-vibliu- 
sitah, (Visnu Purana, 18.37) vanamalafichitodarah, etc. (Harivamsa, Visnu, 42.79) 
According to the Harivamsa this was presented to him by the goddess Laksmi. 
The Jaina Samav ayangasuira names it as varamala (Sutra 107, p. 1094-5). 


Baring (kundala)— 


The most noteworthy feature of a few 8008० and most of the Kusana (Fig 1) 
and Gupta Balarama figures is the use of earing in only one ear, preferably 
the left. This finds ample support from literature in the epithets like *kantaika- 
kundaladharah, vamaikakornamala kundalasrih, kundalaikadharah, etc, used for Bala- 
rama. (Harivamsa, Visnu., 26.50 ; 41.32; 42-80 etc.) It is remarkable to note 
that this feature disappears onwards the Gupta period. 


Headgear (usnisa)— 


It is always there in all early sculptures. In the Sunga pieces it is a turban, 
while with the Kusanas it assumes a special type. It is close fitting turban 
with a big heart shaped crest in the middle bearing an additional leaf like 
decoration on each side. Thus it is a headgear with triple crest (Fig. 1) - 


Serpent— 
Balarama is often seen with a snake in reptile or coiled form at the back. This 
is evident in other contemporary Naga figures also. The Kusana serpents seen 


behind Balaráma and other deities have the following noteworthy features : 


(i) It would normally appear on the reverse side in reptile form. 


22 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(ii) In early figures the reptile “part does not necessarily make any 
coil, rather appears column like. Very soon it starts forming itself 
in horizontally intertwined thick coils ending in a pointed tail. The 
coils are sometimes visible-from the front side also. 


(iii) The serpent skin is further decorated with certain designs and 
geometrical patterns such as trifoil arch, circlets, eye marks, 
triangles, triangular marks with curved sides etc. These marks 
vanish with the Kusana age. 


(iv) The serpent hoods assume the form of nimbus round Balarama’s 
head and is known as bhogamandala. 


(v) The snake hoods in tha Kusana period seen over the heads of 
various deities bear auspicious marks on them such as a cross with 
turned ends (svastika), full vase (purnaghata), pair of fish (minayu- 
gala), pairs of bowls (Saravasamputa), Srivatsa and others. Of them 
svastika has been mentioned in connection with Balarama (¢rimat- 
svastika murdhanam) (Hurivamsa, Visnu., 26.43). 


(vi) Another noteworthy feature is the prominent depiction of the two 
fangs or tongues emerging out of the snake’s mouth. These are to 
be seen only upto the early Gupta period. 


Three bands of the body (éribhanga or trinata pose)— 


Balarama figures (type 2 b of Chart no. 1) often show three bends in the 
body viz., at the head, chest and hips. Bent head of the deity has been referred 
f to in the Harivamía as kiñchidāvrita mauli and kittchitsavyapavrita moult, (Hari- 
vamsa., Visnu., 26.52) while the body has been described as /rinate. 


Lion— 


Appearance of a miniature lion on his plough and existance of lion motif on 
his ear-ring in one specimen (AMM., c. 15) presupposes some sort of Balarama's 
association with lion. Though nothing definite can be said regarding this issue, 
on the basis of a cointype issued by the Vrsm-Rajanya gana, which shows a pillar 
bearing composite animal figure made of the foreparts of a lion and elephant, 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow — 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


^ 


N 

it can be suggested that these animals were perhaps sacred to the Vrsnis, 
a clan to which Balarama belonged (Allan, Catalogue of the Goins of Ancient 
India, Pl. xvi. 5). The Sangama literature refers to the ‘elephant standard’ 
(gaja-dhvaja) of Visnu. : 


Emblems 


The plough, Aparajita by name according to one authority, the club and 
the pestle are counted among the ‘five jewels’ ( paficharatnas) of Balarama. 
At other place they have been described as ‘weapons of Visnu visnupraharana, 
(Hari Vamasa, 3561). Barring these the wine flask is also closely associated with 
Balarama Visnu. We shall briefly notice their peculiarities. 


Pestle (musala) — 


Because of this weapon he was called Músali. Its name was Saunanda 
according to the Harivamsa. 


Club (gada) — 


Itisseen mostly in early sculptures and is of ‘ikhari’ type i.e. like a 
massive block tapering towards the top, finally ending in a grip, Balarama 
was highly skilled in use ‘of gada and taught this art to Bhima and Duryo- 
dhana, the two famous heroes of the Mahabharata. 


Plough (hala, langala) — 


This was the special weapon of Balarama and was sometimes used as his 
standard. Samvartaka by name it was a dreadful weapon often creat- 
ing havoc in the armies of the enemy. 10 has been compared with a 
*creeping serpent' (sarpantamiva sarpendram, Harivamsa, 81. 59-62, pp. 518- 


19, Poona Ed.). Balarama’s plough gave him the epithets such as Hali, 
Haladharah, Langali, etc. 


Balarama’s plough has one interesting feature. Often it bears a minia- 
ture lion on its top. The HarivamSa names it as Simhamukha-hala (Visnu 


parva, 121. 100, p. 705, Gita Press Ed.). This feature is absent in latter 
images. : : 


24 


^ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


"deer: 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


nme ems ed 
"CREE 


Balarama with club and Lion plough 


Fig. | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Balarama 


Fig. 2 


==, Est” की कु क” -N LS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri E 
E y 
PAi : 
M 3% 
p. * 3 
i 
i 
|] 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


é 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Fig. 4 Balarama Ekanamsa and Krsna (Vasudeva) 


a 


K 


Kusán 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


LAR: 


Fig. 5 Line Sketch of Fig. 4 


| 


ncarnation, 2nd from left. AMM. 68.3), 


Fig. 6 Balarama as an i 
Mediaeval 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow is 


PST 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Wine flask— 


In every period Balarama is seen helding a wine cup. In the Kusana times 
itis a cup with high pedestal base, tHe actual specimen of this type has re- 


cently been unearthed by Prof. Hartel from the Kusana levels at Sonkh near 
Mathura. 


The flask has been held by Balarama in several styles. In the subsequent 
ages the Kusana flask assumes the shape of a small bowl. 


Epilogue 
We have made a brief survey of some of the representative images of Bala- 
rama and have made ourselves familiar with the salient features and different 
stages of evolution. Also we have seen how literature and sculptures can help 
to interpret each other. It is also very interesting to see that an important and 
independent deity of the early age goes in oblivian in subsequent periods just 
to remain as a subordinate parivaradevala. 
ABREVIATIONS AND NOTES— 
। SML., State Museum, Lucknow. 
AMM., Archaeological Museum, Mathura. 
Ü The Mor Edition of the Puranas from Calcutta has been used here 


for referencing. The Mahabharata, Visnu Purána and Harivamsa are from 
the Gita Press, Gorakhapur, unless otherwise stated. 


25 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


e 


^ 


A FEW LETTERS OF 
RANI LAKSHMI BAI OF JHANSI 


S. N. Sinha 


Maharani Lakshmi Bai of Jhansi occupies a very high place not only among 
the leaders of the Revolt* of 1857, but also among those who have sacrificed 
their life for the honour and freedom of their motherland. The revolt com- 
menced at Jhansi on 5th June 1857 with the seizure of the Star-Fort contain- 
ing the magazine and about five lakhs of treasure by a few infantry sepoys 
of the left wing of the 12th Native Infantry and twelve artillery men. On the 
next day the whole force mutinied and the Europeans who had taken refuge 
in the city fort were held up till 8th June when they had to surrender. The 
whole party-men, women and children with the exception of Mrs. Mutlow 
who escaped in native guise, were put to the sword.? The mutineers made 
over the district to the Rani and left for Delhi on 1101 June, 1857. A pro- 
clamation was made: “The people are God's ; the country is the Padshah’s ; 
and the Raj is Rani Luchmee Baee’s’’.® 


Almost all the British historians hold the view that the Rani instigated the 
mutiny of the Sepoys at Jhansi. Kaye states that “she eagerly awaited the 
rising of the storm, well assured that her time would come’’.* Malleson says 
that **the personal indignity was that which rankled most deeply in the breast 
of this high spirited lady and made her hail with gratitude the symptoms of 
disaffection, which in the early part of 1857 began to appear amongst the 
native soldiers".5 Forrest has stressed that the Rani after the annexation of 
Jhansi “indulged the stern passions of anger and revenge”.* Holmes remarks 
that “when, therefore, she heard of what had happened at Meerut, she felt 
that her day had come at 18907? ,7 Arnold, a critic of Lord Delhousie, for the 
annexation of Jhansi observes that “like Nana Saheb of Bithur, Lakshmi Bai 
treasured the memory of her injury, and when rebellion was proclaimed, she 


26 


e 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


~ 


Digitized by Sarayu Foundatio 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


हरिवंश के कुछ कृषाण कालीन श्लोक 


> > 


डा० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी 


REPRINTED FROM : 


BULLETIN OF MUSEUMS & ARCHAEOLOGY IN U.P. 


NO. 8 DEC., 71 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


d eGangotri 


॥ an 


ion Trust, Delhi 


ized by Sarayu Foundat 


igi 


D 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


हरिवंश के कुछ कृषाण कालीन श्लोक 
Sto नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी 


महाभारत के 'खिल पर्व” हरिवंश की निर्माण तिथि के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मत- 
भिन्नता है । जर्मन विद्वान विण्टरनीत्स के मतानुसार 'हरिवंश एक व्यक्ति की रचना नहीं है" तथा 
इसमें के कई अंश समय समय पर ग्रन्थ में अनुस्यूत किये गये हुँ२' । विण्टरनीत्स स्वयं किसी निश्‍चित 
भत की स्थापना नहीं करते पर यह मानते हैं कि हरिवंश ईसवी सन्‌ की दूसरी शताब्दि में महा पारत 
का भाग बन चुका थार' | वे महाभारत का रचना काल ई० qo की चौथी शताब्दि से ई० सन्‌ 
की चौथी शती तक में मानते QU5 । वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि 'महाभारत के प्रत्येक अंश की तिथि 
उसी के आधार पर स्वतंत्ररूप से निर्धारित करनी चाहिए 5o विण्टरनीत्स का मत पर्याप्त रूप से 
मान्य है किन्तु श्री आर्चर के समान कुछ विद्वान हरिवंश को छठी शती का मानते हैं * । डा० परशु- 
राम लक्ष्मण वैद्य, जिन्होंने अभी हरिवंश की संशोधित प्रति का सम्पादन किया है, यह मानते हैं कि 
उनके द्वारा संशोधित मूल के प्रथम So अध्याय Fo Wo ३०० में विद्यमान थे तथा अवशिष्ट भाग 
अर्थात्‌ ११८वें अध्याय तक का भाग Fo qo ३०० से १०५० के बीच जोड़ा गया है ।७ इस प्रकार 
यह स्पष्ट होगा कि हरिवंश के इलोक़ों या श्लोक समूहों की तिथि के निर्धारण का प्रयत्न युक्ति संगत 
होगा, न कि सम्पूर्ण ग्रन्थ का । प्रस्तुत निबन्ध में तिथि निर्धारण का ऐसा ही प्रयत्न किया जा रहा 
है, किन्तु इसके लिए श्लोकों के अन्तरंग और बहिरंग परिक्षण की प्रचलित पद्धति को छोड़कर, यहां 
हम मुख्यत: कला और मूर्तिविज्ञान के क्षेत्रों से सहायता ले रहे हें । हरिवंश में जिन देवी देवताओं 
के वर्णन प्राप्त हैं, उनके प्रकाश में भारतीय कलाकृतियों को परख कर, वर्णन के इलोकों का काल 
निर्धारण करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं । हम यह देखना चाहते हें कि क्या ये श्‍लोक मूतिविज्ञान के 
प्रारम्भिक काल अर्थात्‌ कुषाण या कुषाण पूर्व काल को कथा भी कह रहे हैं ? ऐसा करते समय हमें 
प्रमुखरूप से एक बात यह दिखलाई पड़ती है कि हरिवंश में उल्लेखित देव,मूतियों की कुछ विशेषताएँ 
केवल कुषाण काल तक ही सीमित रहती हैं, उसके वाद पुन: उनके दर्शन नहीं होते । इसके विप- 
रीत कतिपय अन्य विशेषताएँ परवर्ती काल तक बराबर विद्यमान रहती हें इससे faemq यह निकला 
कि प्रथम प्रकार का उल्लेख करने वाले इलोक या तो अपने समय की बात कहते हैं या अपने पूर्ववतीं 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


परम्परा का वर्णन करते हैं, किन्तु वे कुषाणकाल के बाद के नहीं हो AHA । दूसरे प्रकार का वर्णन: 
करने वाले इलोक कुषाणकाल या उसके बाद के हींगे किन्तु उस परिस्थिति में उनमें कुषाणक्राल की 
परम्पराओ की छाया निहित रहेगी । यह वात प्रत्यक्ष देवमूतियो के सन्दर्भ में भली प्रकार समझी 
जा सकती है । यहाँ हम विशेष विस्तार प्रथम प्रकार की मूर्तियों का ही करेंगे, दूसरे का केवल संकेत 
भर पर्याप्त होगा । 


सिह के रूप में नरसिह 

साधारणतः यह माना जाता है कि विष्णु ने अपने चौथे अवतार में नर और सिंह का 
मिश्रित रूप लिया तथा वर से उन्मत्त हिरण्यकशिपु का वध किया । ga प्रचलित धारणा के विरुद्ध 
एक स्थान पर हरिवंश हमें बतलाता है क्रि विष्णु ने प्रथम सिंह शरीर धारण किया तथा बाद में 
अपने को दो भागों में प्रकट किया 一 


येन dg वपुः कृत्वा द्विधा कृत्वा च तत्पुनः 
qual महावीर्यो हिरण्यकशिपुर्हतः U ३०. १३ qo Ros | 


अन्यत्र हरिवंश में नरसिह को केवल qa भी कहा गया है IS 


हरिवंश का उपरोक्त वर्णन आ्ध्र प्रदेश के कोण्डामोतु नामक स्थान से मिले Fo wo की 
लगभग प्रथम से दूसरी शती के बीच बने एक शिलापट्ट से पुरा मेल खाता है जिसमें वृष्णी पंचवीरों 
के बीच में fag को पूर्णतया सिह-रूप में दिखलाया गया 2%, पर साथ ही साथ कंधे से निकलने वाले 
२दाचक्रधारी दो मानवीय हाथों को दिखला कर 'द्विधाकरण' की प्रक्रिया की ओर भी संकेत 
किया गया है ( रेखाचित्र-१) । 


मानवीय कानों से युक्त गरुड़ 


हरिवंश के अनुसार विष्णु का वाइन गरुड़ पूर्णतया पक्षी था किन्तु उसके शिखा तथा ast 
भी थी एवं उसके कानों में मोने के कुण्डल पड़े रहते थे । 


पवनाधिक संपातं गगनक्षोभणं खगम, 
भुजगेन्द्रेण बदने निविष्टेन विराजितम्‌ 


शिखिनं चूडिनं चव तप्तकुण्डलवारिणम्‌ ॥ ३४.३६-४०, To २४६ 
बहुधा वह मुंह में सर्प लिये रहता था । 


2 


e 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कलाक्षेत्र मे कुपाण कालीन गरुड़ को-- विशेषतया माथुरी कला के गरुड़ को)? -अनपवाद 
रूप में हम निम्नांकित विशेषताओं के साथ पाते हैं, ( faa—a, २) 1 


(१) उसका रूप पूरा पक्षी का है किन्तु उसे मनुष्य के कान हैं, जिनमें गोल कुण्डल 
पड़े हैं । = 

(2) उसके ललाट के ऊपरी भाग में एक लम्बी सी शिखा है, तथा 

(३) बहुधा उसके मुख में साँप है । 


इस प्रकार हरिवंश का गरुड़ मथुरा के कृषाण कालीन गरुड़ से पूरा मेल खाता है । 


शिव के साथ fug 


साधारणतया वृष या बैल को शिव का वाहन माना जाता है, पर हरिवंश के अनुसार कृष्ण 
बाणासुर-संग्राम के अवसर पर वाण की ओर से युद्ध करने वाले शिव के रथ में सिंह जुते हुए थे 1११ 
इस वात की पुष्टि महाभारत से भी होती है जहाँ शिव के अनेक नामों में एक नाम fag या fas के 


a 


ऊपर चलने ure? भी गिनाया गया हे ।१२ 
शिव और fag का यह सम्बन्ध कला के क्षेत्र से पुष्ट होता है । हमें इसके प्रमाणरूप अब 
तक निम्नांकित चार मूर्तियाँ मिल चुकी हैं और चारों कुषाण कालीन ही हैं 


(१) मथुरा के पास माट से मिली एक मस्तकहीन पुरुष की प्रतिभा जिसके पास एक 
गण और सिह बना है। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने इसे शिव की मुति माना है। "३ 

(२) कानपुर जिले के मूसानगर नामक स्थान से प्राप्त वेदिका-स्तंभ पर बनी गण और सिह के साथ 
खड़े शिव की ऊध्वेलिंग प्रतिमा, १४ (Xo चि०२) 1 

(3) इसी वेदिका स्तम्भ पर बनी चतुर्व्यूह शिव की आसनस्थ ऊर्ध्वोलिग प्रतिमा जिसके नीचे सिंह बैठा 
हुआ है 1 १ ( Xo चि० ३). 

(४) आगरा जिले के चौमा बंडपुरा नामक गांव में स्थित एक शिव लिग के निचले भाग पर 
चार अभिप्राय बने हैं, जिनमें एक सिंह है (Xo fao ४) 1 शेष हैं ऊध्वेमुखघट, स्त्री मस्तक 
तथा गण । इस महत्वपूर्ण शिवलिंग को श्री रत्नचन्द्र अग्रवाल ने इसी पत्रिका के पिछले अंक में 
प्रकाशित किया है 19% 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


यक्षों द्वारा शिव-पूजन : 


हरिवंश का एक श्लोक gH बतलाता है कि शूलपाणि गिरीश को यक्ष, राक्षस, पिशाच, 
आदि का अधिपति नियत किया गया "० । यक्षों द्वारा शिवपूजन का अकन करने वाला एक 
कृषाण कालीन शिलाखण्ड लखनऊ के राज्य संग्रहालय में सुरक्षित है जिसमें वृक्ष के नीचे पघराये 
शिवलिंग के पास दो यक्ष खड़े दिखलाए गए हैं "८ (चित्र-३) 1 


विदेशियों द्वारा शिवपूजन 


मथुरा पर कालयवन और उसके साथियों द्वारा किए गए आक्रमण की कथा बतलाते समय 
हरिवंश इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बतलाता है। कालयवन के साथियों को हिमालय के पार 
रहने वाले म्लेच्छों के नाम से पुकारा गया है और उनमें शक, पल्हव, तुषार, तंगण, आदि जातियों को 
गिनाया गया है। इनकी ओर संकेत करते हुए श्री कृष्ण ने इन्हें शिव के वरदान के कारण अवध्य 
बतलाया 2*5— 


अवध्यश्चापि नः शत्रु बरदानात्पिनाकिन: ॥ ८५. २५, पृ. ५४४- 

विदेशियों द्वारा शिवपूजन का विषय मथुरा से मिले एक कुषाण कालीन शिलापट्ट पर 
स्पष्टतया अंकित है जहाँ हम दो विदेशियों को हाथ में माला लिए शिवलिंग का पूजन करने लिए 
आगे बढ़ते हुए पाते हैं। २? 


स्कन्द और विशाख 


स्कन्द-पूजन का हरिवंश में महत्वपूर्ण ढंग से उल्लेख हुआ है।२ यहाँ अग्निपुत्र स्कन्द के 
साथ उसके तीन भाईयों को अर्थात्‌ विशाख, शाख और नेगमेष को भी गिनाया गया 2122 एक 


अन्य स्थान पर कृष्ण और वलराम की तुलना पावक के-अग्नि के- dr qui से अर्थात्‌ स्कन्द और 
frere से की गई है।२२ 


स्कन्द और fare का दो भिन्न देवताओं के रूप में अंक्रत कुषाण कालीन कला में निम्नाँ- 
कित स्थानों पर हुआ है- 


(क ) सम्राट हुविष्क की वे सुवर्ण मुद्रा जिनपर 'स्कन्दोकुमारो-विज।गो' इस अभिलेख के साथ 
दोनों देवताओं के दशन होते हैं ।२४ 


v 


e 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


QU 


=>. 
सरक 
SA 


ह 


E 


— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(ख) पष्ठी देवी की प्रतिमाओ में वहुधा अगल वगल स्कन्द और विशाख दिखलाई पड़ते हैं २५ 
{ग ) मथुरा संग्रहालय का खंडित शिलापट्र जिस पर अग्नि के साथ स्कन्द भी खड़े दिखलाए 
गए हैं 475 


EN थ iss चन्द्र 5 
घोडे के रथ में चन s 
साधारणतया चन्द्र को हिरण क ऊपर WEZ माना जाता है पर हरिवश साम क खूप 

म उसे खत घोडा क रथ म उठा हआ वतलाता है 


सोमः श्वेतहयोभाति स्यन्दने शोत रश्मिवान्‌ -३४. २३, पृ. २४४ | 


युक्तो वाजि ager सितेनेति हिः नः श्रूतम्‌-२०. १० पृ. १३९ 


चन्द्र-मुति-विज्ञान की यह विशेषता कुपाणकला में दो स्थानों पर मिलती है। एक तो 
मथुरा से मिली अभिलिखित वराह ufa में ७ जहाँ सूये के समान ही चन्द्र को मी घोड़े के रथ में 
बैठा दिखलाया गया है । ये सूर्य-चन्द्र बराह के ऊपर उठे हुये हाथों में स्थित हैं ( Xo fao ६) 
दूसरे गान्धार कला की एक मूर्ति में अर्धचन्द्रांकित एक पुरुष देवता को घोड़े के रथ में dor दिख- 
साया गया है । २८ इसे अबतक सूर्य के रूप में पहिचाना गया है, जो युक्तिसंगत नहीं है। यहाँ 
सूर्य के कोई चिन्ह नहीं हैं, अपितु मस्तक के पीछे दिलाई पड़ने वाला 'बालेन्दु” उप्तके चन्द्र होने 
की पुष्टि करता है । 


चायु 


हरिवंश में वायु को sanga, Man, प्रधावित, आदि नामो से पुकारा गेया 
हैं। २९ यह वर्णन कुषाण सिक्क्रो पर बने दोड़ते हुए वायु देवता या 'ओएडो' से बहुत कुछ मिलता 
जुलता है । 


शेषावतार बलराम 


श्रीकृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता और शेषनागं के अबतार बलरामं की लीकंप्रियता और महत्व 
हरिवंश में भली प्रकार वणित है । सारे ग्रन्थं में बलरामं के मूतिविज्ञान पर प्रकाश डालने वाले 


Y 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


~ ` a m बल aS 可 STA 
इलोक fau पड़े हैं । उन्हें एकत्रित करने पर्‌ यह स्पष्ट हाता ह कि बलराम नीले वस्त्र पहनते थे, 
हल और मूसल उनके मुख्य शस्त्र थे तथा gum केवल एक कान में कुण्डल पड़ा रहता था। संकर्षण 
या बलराम गदायुद्ध के 'परमाचाये थे तथा वे मदिरा पान के भी प्रेमी थे । 


कुषाण एवं कुषाणपूवे काल की अब तक हमें सत्ताईस मूर्तियाँ ज्ञात हैं जो मोटे रूप में 
चार वर्गों में बांटी जा सकती हैं । ये हरिश के मूतिवर्णन से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं । हरिवंश 
के वर्णन और उपलब्ध मूर्तियों. के आधार पर बलराम की अधोलिखित विशेषताएँ स्थिर को जा 
सकती हैं : ; à 
(१) सिह के साथ हल- वलराम के हल का नाम संवर्तक था? “जिसके मुख पर सिह रहता था । इसे 
'सिहमुख' हल भी कहते थे ।** हरिवंश में सिहमुख हल का केवल एक ही उल्लेख 
मिलता है (नागपुर विश्वविद्यालय के प्रो० quo dio देव ने मुझे यह 
बतलाया कि हाल की गाथासप्तशती में भी सिंहमुख हल का उल्लेख है) । जहाँ 
तक मैं जान पाया हूँ कदाचित यही प्राचीनतम उल्लेख है, किन्तु कला 
कला के क्षेत्र में सिहमुख हल के दर्शन शुंग काल से ही होते हैं। ** यह 
कुषाण काल में पर्याप्त लोकप्रिय हुआ था किन्तु कुषाणोत्तर काल में बहुत कम 

मिलता है । 


(२) gaa और गदा--सौनन्द नाम का मूसल बलराम का दूसरा शस्त्र हैं QR FAT कलाकार 
इस परम्परा से परिचित अवश्य थे २४ पर साधारणतया बलराम के दाहिने 
हाथ में गदा दिखलाई जाती हे ।* 

(3) दाँयें कान का एक gosat *--हरिवंश के 'कुण्डलैकधरम्‌', श्ववणैकावलम्बेन कुण्डलेन बिरा- 
जित? आदि उल्लेख से २७ बलराम की इस विशेषता का बोध होता है । 


(४) स्वस्तिक चिन्ह से शोभित फणाटोप- हरिवंश के अनुसार अनन्त या शेषनाग का मस्तक स्वः 
स्तिकाङ्कित है (श्रीमत्स्वस्तिकमूर्धानम्‌) । ८ इस सम्बन्ध - में कुषाणकालीत 
एक परम्परा मनोवेधक है । इस काल में विशेष पुरुषों या देवियों के मस्तकों को 
आवृत करने वाली जो नागफणाएँ दिखलाई पड़ती हैं उन पर स्वस्तिकादि मंगल 
चिन्ह वने g 12° बलराम के मस्तक पर शोभित नागफणा भी इसी प्रकार स्वः 
स्तिक्राङ्कित है । 


mu A zen = = ~ o 
(५) बलराम का फणाटोप--नागावतार होने के कारण हरिवंश बलराम को “मुजगाभोगवर्ती' खि 0 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


“भुजगाभोगमौलि' ४१ आदि नामों से पुकारता है 1 कुपाणकालीन बलराम 
की एक प्रकार की मूर्तियों में यह ।मुजगाभोग या नाग का शरीर वरावर दिख- 
लाई पड़ता है (०२ Fe 

í 

(६) वनमाला तथा किचित झुका हुआ aaa में प्रयुक्त 'वतमालाधर? ४३, “वनमाला 

वलम्बी' ४४, सव्यापवृत्तमौलि' ५ आदि बलराम विषयक पद, उनकी 


कुषाणकालीन प्रतिमागत विशेषताओं की ओर ही संकेत करते हैं। 


(७) मरचघक--वलराम के हाथ में शोभित मद्यचषक का हरिवंश में उल्लेख नहीं है, परन्तु 
बलराम का वर्णन करने वाले 'घूणितानन:' ४१ 'मदसमीरितः' ०७ 'मत्त? ४८ 
'क्षीबः' 'मदाक्रान्तालत':०९, आदि पद उनकी मद्याभिरुचि की ओर स्पष्ट संकेत 
करते हैं। इसे ही कलाकार ने मद्यचपक द्वारा अभिव्यक्त किया है ।६ ° 


यद्यपि बलराम को प्रतिमाएँ कुषाणोत्तर काल में भी विद्यमान रहीं, तथापि उनकी 
उपरोक्त विशेषताओं में कुछ तो बिलकुल लुप्त हो गईं या उनमें परिवर्तन आ गये । अतएव यह 
कहा जा सकता हे कि इन विशेषताओं का वर्णन करने वाले इलोक कूषाण कालीन या कृपाण-पूर्व 
काल के होंगे । 

अव तक केवल उन्हीं वर्णनात्मक श्लोकों का विचार हुआ जिनका कलाकृतियों से 
स्पष्ट संबंध कुषाण काल के बाद लुप्त हो जाता है । अब दूसरे वर्ग के श्लोको को ळें जो 
कृपाण कलाकृतियों से मेळ तो खाते हैं, पर उनमें वणित परम्पराएँ कुषाणोत्तर काल में भी विद्यमान 
रही हैं । UA श्लोक समुदाय में प्रथम चतुर्भूज विष्णु के वर्णन की ओर ध्यान दें । हरिवंश में विष्णु 
को सदेव 'शेखचक्रगदाधरः' ही कहा गया है, कमल का कहीं उल्छेख भी नहीं है । कलाकृतियों में भी 
प्रारम्भिक मध्यकाल (wo ७ वीं शती) के पूर्वं विष्णु के हाथों में कमल नहीं दिखलाई पड़ता । 
कुषाण काल से ही विष्णु अधिकतर शंखचक्रगदाधर हैं “१ । गुप्तकाळ में फल और माला के भी 
दर्शन होते हैं पर कमल के नहीं । जटामण्डलधारी या जटाभारधारी विष्णु हरिवंश को ज्ञात हैं, 
कला भी वामन और त्रिविक्रम के रूप में कभी-कभी जटाधारी विष्णु का परिचय कराती है । 


इसी प्रकार अष्टभुज विष्णु, वराह अवतार, बलराम-एकानंशा-क्रष्ण, दुर्गा, अग्नि, सूये 
आदि मूतियाँ कुषाणकाल से लेकर बाद तक बराबर चलती हैं । इनका वर्णन करने वाले श्लोक, 
wur कि हम पहले कह चुके हैं, कृषाण काल के या उसके बाद के हो सकते हैं । 

इस प्रकारं यदि हरिवंश का मूति-विज्ञान की दृष्टि से गहरा अध्ययन किया जाय और 


9 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


5220 28% 00 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विद्यमान प्राचीन मूतियो की सहायता से परखा जाय, तो हम कुछ श्लोक समुदायों का कालक्रम 


निश्चित करने में सफल हो सकते हैं । टर 
e 
y 
ms N 
p 
सन्दर्भ 
q. Winternitz, A History of Indian Literature खण्ड १ कलकत्ता १६२७, 
q. ४३३ 
२. वही 
३. वही, पृ. ४६४. पाद टिप्पणी २ 
४. वही, T. ४७४-५ 
५" वही, पृ. ४७५ 
&. Archer, W. G., The Love of Kisna, London, १६५७, Y. २५ 
७. वैद्य, परशुराम लक्ष्मण (सं. ) हरिवंश, पूना, १६६६, Intro. p. xxxix; 
उद्धत इलोक पुना-प्रति के हैं, जहाँ गीता प्रेस गोरखपुर की प्रति का उपयोग किया 
गया है, उसका उल्लेख भी 'गी० प्रे० के रूप में कर दिया गया है । 
c. हरिवंश, ३१.३१, T. २१८ 
Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta, खण्ड २, 
New Series, फलक Y, fao 2 
१०. गरुड मूर्तियाँ-- 
मथुरा संग्रहालय - ४१.२६१५; ५७.४४४६; ए. ४५; लखनऊ संग्रहालय-जे. ५४७; 
जे. ६१४ 
११. हरिवंश, ११२.१५, पू. ७२१ 
१२. महाभारत, गी. प्रे., अनुशासन., १७.१११, Te ५५२३ सिहनादः fagi: सिंहगः 
सिहवाहनः । 
१३. मथुरा संग्रहालय, १२.२१४ 


१४.१५. जोशी, नी. q., A Unique Figure of Siva from Musanagar, 


संग्रहालय-पुरातत्व पत्रिका, TH, ३, पृ. २५-३० 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अग्रवाल, रत्नचन्द्र, A Unique Siva-Linga near Bharatpur, संग्रहालय- 
पुरातत्व पत्रिका, Su ७, पृ. २२-२४ 

हरिवंश, ४.५, पृ. ३४ 4 

लखनऊ सग्रहालय, बी. १४१ . टी 
हरिवंश, ८५.२५ qo ५४४ \ 

मथुरा संग्रहालय, ५२.३६२ x 
हरिवंश, ४३.६१, पृ. ३०१ 

महेश्वरं कुमारं च द्वौ च देवौ समाश्रित: | 

भविष्यन्ति नरास्सर्वे लोको न स्थविरायृषः ॥ 
हरिवंश, ३.३६. पृ. २१ 

वही, ५१.८, To ३४६ 

Rosenfizld, Dynastic Art of the Kusanas, फलक १६२.६४, पृ. ८८ 
मथुरा संग्रहालय, ६२.१६; लखनऊ संग्रहालय, जे. ८४ 
मथुरा संग्रहालय, ४०-२८८३ 

वही, ६५-१५. 

इण्डियन म्यूझियम, कलकत्ता, ए. २३२३६ 

हरिवंश, ३०,२६, पू. २४४ 

वही, ८१-५४. T. ५१८ 

वही, ( fto प्रे ), विष्णु पव, १२१.१००, To ७०५ 
भारत कला भवन संग्रहालय, वाराणसी संख्या २७८ 
हरिवंश, ८१.६२, पृ. ५१८-१४ 

मथुरा संग्रहालय, १७-१३२५ 

बही, ३४. २८५६ 

वही, सी. १५ 

हरिवंश, ७०.१८, पृ. ४५६; ८३.२२, पृ. ५३२ 

वही, ७०.११, T. ४५५ 

मथुरा संग्रहालय, १४-१५-४३ 

हरिवंश ८३.२६, पृ. ५२२ 

वही, ८३.२४, पृ. ५३३ 

उदाहरणार्थं मथुरा संग्रहालय, सी. १५ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


qo 


४३. 
४४. 
४२. 
४६. 
४७. 
४5. 


gs 


ऽ. 


५०. 
५१. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


हरिवंश ( गी» प्रे० ), विष्णु०, ४२.७८. पृ. ३७४ 
वही, ८३.२४, T ५३३ 


वही, ७०.२०, पृ. ४५६ ^ 
वही, ८३.२७, पृ ५२३३ p 
वही, ५३.३०, पृ. ५३४ 
वही, ८३.२५, Y ५२३ a : 

p^ 
वही, ८३.४७, T ५३६ 


देखिए ऊपर ४२ 
मथुरा संग्रहालय-३४.२४८७, लखनऊ संग्रहालय, Wo ६१०, इत्यादि | 


" Kukkuta = dhvaja 
as 


e 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


te Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


faa १ 


चित्र २ नाग के साथ गरुड,लखनऊ संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
f. 
A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


TUUS" 


to चित्र २ fug के साथ fum, २० चित्र ३ सिंह के साथ आसनस्थ शिव, 


भूसातगर 
मूसानगर 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Xo चित्र ४ सिह के साथ शिवलिंग, चौमा 


Xo चित्र ५ स्कन्द और विशाख - Xo चित्र ६ सूर्य-चन्द्र के साथ वराह, 
के बीच षष्ठी, मथुरा मथुरा 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


e 


. . CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i and eG 


d by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


igitize 


D 


२ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
y 
i 


'SOME INTERESTING PASSAGES FROM BRHATKALPASUTRA 


^ 


Dn. N. P. Josui 


ee 


REPRINTED FROM: 


BULLETIN OF MUSEUMS & ARCHAEOLOGY IN U.P. 


ND. 8 9 DEC. 71 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Delhi and eGangotri 


4 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


SOME INTERESTING PASSAGES FROM 
BRHATKALPASUTRA 


Dr. N. P. JOSHI 


The Brhatkalpas itra! is one of the ancient texts of the Jains dealing 
with various rules and regulations regarding the daily life of the monks. 
On the original sutras Bhadrabahu wrote his Niryukti, which was further 
commented upon by Sanghadasa Gani and Malayagiri in c.1050 A.D., but 
it could not be completed. Later on in about 1275 A.D. Ksemakirti 
brought it to completion. Thus the work, as it is available now, Is nOt easy 
to be analysed chronologically, still it is possible to find clues to date a 
particular passage or passages. In the present paper no detailed efforts to 
that effect have been made, neither does the writer claim to present a 
comprehensive picture of the cultural material contained in this work. 
These are just a few notes on the passages, which appeared to be of interest 
to ‘Hr The material. presented here has been arranged under different 
topics. It is expected that one day some research scholar would take upa 
serious and systematic study of this work. 


Images (padima, pratima)— 


Reference has been made to the various types of material of which 
images could be made. Commenting upon this sz/ra,? it has been 
observed that the images carved in Stone (selammi) or ids of jewels (the 
word ‘ya’ or Sans. cha has been so interpreted) are the best (ukkosa). The 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


second best (majjhima) are those oT the ivory (dantammi) while the others 
made of wood (kattha) and terracotta (?) (puttha) or even the painted ones 
(chitta) are the lowest in status. The passage thus establishes superiority 
of the stone figures, which are found in plenty. Perhaps this also explains 
to some extent, the absence of Jain figures in terracotta, which, otherwise, 
is another surviving material next to stone. 


One more verse* refers to the female figures made of wood, terra- 
cotta, ivory, stone, clay (matti), etc. and also to the painted figures. The 
images mentioned here rather served secular purposes. The Prakrit 
commentary following this verse describes a female figure holding a palm 
fan (tala-vrnta-hattha). This motif was very common in the Sunga and 
Kusana terracotta art. Sometimes these figures were provided with some 
sort of mechanical devices, which enabled the figures to move the eyeballs 
or close and open the eyelids. It has been further remarked that such 
female figures, or better call them dolls, were to be found in plenty in the 
yavana territories. 


In the Brahmanical literature shaking of the images, their laughing 
or weeping have always been regarded as inauspicious. The present work 
also refers to the various calamities that a monk would face, if the images 
installed at a place, where he lives, become life-like and 


(i) try to seduce the monk by winking (kazaksikam) moving the 
breasts (stanadinamut-kampanam) or by uncovering the armpits, 
thighs, etc., 

(i) try to terrify the monk or, 

(iii) make him mad. 


Deities 


Under the head matanga-vidya-devata there appear the names of Gori 
and Gandharai i.e. Gauri and Gindhári. They have been further described 
as “fit to be prayed for protection from sufferrings (duha-vinnappt, 


duhumoya). 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


These two names Gauri and Gándhári deserve notice. Gauri is the 
name of Parvati, the spouse of Siva. In the Mahabharata Gandhari and 
Vidva occur as two of her other‘names. The words Gauri and Gandharj 
Eleomndicate their association with some of the Indian territories viz. the 
hilly tracts of the Himalayas and the Gandhara country i.e. the north- 
western portion of the undivided India. There is sufficient archaeological 
evidence to show that even in the early centuries of the Christian era, 
worship of a female divinity in the name of the Great Mother was in vogue 
in the above mentioned tracts of land. Nana, Ampa, and Ardoksho were 
some of her very popular names. It has further been established on the 
numismatic grounds that these names specially Nana and Arpa are the 
names of Uma, the wife of Siva. 


‘The word Gàándhari in the sense ofa Female Divinity is not very 
common and may be of hoary antiquity. 


Images of Skanda and Mukunda 


Denouncing the use of lamps in the shelters by the Jain monks, the 
work proceeds to give the reasoning. Such shelters, according to it, were 
either lonely halls (sabha), public places for drinking water (prapa) or 
temples (deulg or devakula). The reasoning in the case of a deula is 
interesting. The commentary explains that the deyakula with the images 
of Skanda and Mukunda would naturally be lighted with lamps. If 
perchance the temple catches fire because of the dried grass stored therein 
coming in contact with the burning wick, the latter being removed by a 
mouse or a dog, the people would say that the Jain monks, who had taken 


shelter in the temple, have intentionally burnt the images of gods Skanda 
and Mukunda. 


We know from the sculptural evidence that both these deities, viz 
Skanda or Karttikeya and Mukunda or Visnu were very popular in the 
Kusana age and that the Jains, like the Buddhists, were against the wor- 
ship of these Brahmanical gods. 


54 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


f 
| 


T 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Motifs in the figures of seated Tirthankaras 


The Prakrit commentaries on the first sutra of the Masa-kalpa 
prakrtam tells us about some interesting terms helpful to explain a few 
motifs seen in the Tirthankara figures! such as 一 


(1) Cheiya-duma ( Sans-chaitya-druma )— 


The sacred Tree behind the seated Teacher should be twelve times 
in height than the Lord himself. In this particular reference the sacred 
Tree is A$oka. 


(2) Pedha ( Sans-pitha )— 


Under the sacred Tree there is to be seen a seat studded with 
jewels ( sarva-ratnamayam ) 


(3) Chhhandaga ( Sans-devachchhanda )— 


I would like to interpret the term as an arched niche to enshrine the 
deity. This is to appear on the pitha but below the chatiya-druma. 


(4) Asana (Sans - simhasana)— 


The main seat, or as the commentator states, the lion throne is to be 
seen in the arched niche. Asthe name implies, miniature figures of lions 
would serve as front supports to the main seat, over which would appear 
the Teacher. Association of a lion-throne with the Jain Teachers can be 
traced from as early as Ist century A. D. Traditionally a lion-throne could 
only be used by very high authorities like the deities, emperors or 
teachers. 


(5) Chhatta (Sans-chhatra)— 


A parasol or umbrella was another symbol of superiority and 
across only one umbrella, but in 


a series of three umbrellas-one 
n thatthough the original term 


power. In the early stages one comes 
the mediaeval periods there is always 
over the other. Perhaps this is the reaso 


55 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


in the Prükrit verse is in singular ( chhattam ) the Sanskrit commentator 
tries to interpret cha as ( chah samuchchaye ) 


(6) Chamarao ( Sans-chamara ) 


The two flywhisks, according to the commentary indicate the two 
flywhisks held by the two Yaksas, one appearing on each side of the 


Teacher. 
(7) Dharma-chakra on lotus 


The Prakrit verse does not refer to it, but the Sanskrit commentator 
again interprets ‘cha’ in channam as standing for the sacred wheel on the 
5 = E . 
lows (dharma-chakram padma-pratstihitam). The dharma-chakra is associ- 
ated with the seated or standing Tirthankara figures right from the Kusara 
age, but by the mediaeval period it appears in between ihe two deers- 
exactly like the Buddhists. To the best of my knowledge I have not seen 
any wheel on a lotus associated with the Tirthankara figures. 


Architectural Terms 


Discussing about the habitations the work mentions some architec- 
tural terms beautifully explained by the Sanskrit commentators.1? 
Gutta (gupta)—Habitation with a wall (Kudya) enclosure. 


Gutta-duvara (guptu-dyara)— Habitation provided with an entrance with two 
door flaps. 


Sakayada—As above. 


Ghanakuda—Habitation with walls of baked 


bricks (pakvestikadi maya 
bhittika). 


Salibhañji > — Female figures adoring 


buildings, temples, etc., the same as 
Sanskrit Salabharijika. 


Sindtrals— i : 1 
indzra!*— According to the commentator the word denotes a special sense 
that is the temples red in colour as vermilion. 


56 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


( sinduram, sindurarmam yat devakulam ). 


were perhaps provided with a red wash. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
This indicates that the temples 


Describing the four types of the chaityas or shrines viz. Sahammiya 
( sadharmika ), mangala, sasaya ( Sa$vata )and bhaitiya or bhakti-chaitya 
the work gives some interesting information about Mathura or Maa 
and its chaityas.* 


| Mangala-chaitya (Auspicious Shrines) at Mathura 


Explaining the verse the Sanskrit commentator tells us, “ In the 
city of Mathura it is customary to install an image of Arhat in the outer 
part ( or outside the threshold "'uttaranga-Marathi umbara ) of the house 
at the time of its construction, otherwise the house weuld fall down. Such im- 
age shrines, intended to avoid evils, were termed as mangala-chaityas. In that 
city such shrines would exist in houses as well as on the four rods (chatvara). 
Not only in the city of Mathura, but even in the ninety six villages (grama- 
adha ) in the outskirts of that city did such shrines exist.” 


The reference is important as this apparantely explains the existance 
of innumerable images of the Jain Teachers-both in small and big 
1 Sizes in the Kusana period at Mathura. Excavations and 
| digs at Mathura have revealed the fact that it was only in the Kusana 
period that carving of a Tirthankara image was very popular among the 
people. In the Gupta and mediacval times the popularity gradually 
vanished. It would, therefore, be not wrong to suppose that the Prakrit 
verse, under reference, points to the Kusána practice current at Mathura. 

? 
t 


Coins 


| While talking about the fee to be paid to the doctors (vaidayas); if 
medicines are administered to the sick monk, there appears an interesung 
verse! mentioning the following currencies : 


(i) Kavaddaga (Sans. Kapardika ) is the snail-shell or kaudi in 


51 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 4 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Hindi, which was once the lowest unit ofcurrency. Even now a popper is 
: र . B sni . 3 . 
described as “one not possessing 2 single snail-shell’. 


(ii) Tambe denotes the copper currency, 83 an example of which 
the commentator sites the Kakini coin current according to him in South 


India ( Daksinapatha ). 


( iii ) Ruppe stands for the silver coinage, १3 an example of this occ- 
urs the name dramma in the Bhillamala territory. 


(iv) Kevadi (Sans-Ketara)—According to the commentator this was 
the name of another coin current in the same that is the eastern regions. 
This was perhaps a gold coin, though not so specifically mentioned. 


At another place!” some more names of the coins with their spe- 


cific denominations have been given. 


The commentary explains that the two Sabharaga coins current in 
Dyipa that is Saurastra in south were equal to one in the Uttarapatha, 1. e. 
north India, while two in Utrarapatha were equal to one current in. Kusu- 
ma-nagara that is Pataliputraka or Patna. 


In the following verse it has been laid down that two silver coins of 
Daksinapatha would stand equal to one Nelaka current in the Kañchipuri 


of Dravida territory, but two of the Ka‘chipuri Nelakas would bring only 
one coin from Kusumapura. 


It is now for the numismatists to go further in details and try to fix 
up the date of these verses. 


Furrows Festival 


ses Agrawala in his Prachina Bharatiya Lokadharma discusses in 
details different folk festivals termed as mahas & yajñas. He has mentioned 


> Girimaha; Indramaha; Nadimaha; Khandamaha; Rudr amaha; 
agamaha; Vrksamaha; Sagaramaha; Darimaha; Stupamaha; Chaityamaha; 


38 


e : CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


TS 
w 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Mukundamaha; Bhutamaha; Ajjamaha; Kottakiriamaha; Kamamaha; Yak- 
kahamaha; and Vessavanamaha. To this long list Brhatkalpa-sütra adds Sit 
üyajfial? meaning thereby the worship "of sita or Halapaddhati-devata, the 
Goddess of Furrow. This was performed in the field by the farmers. No 
details are given, but this much is clear that on such occasion all the new 
products like paddy, jvīri ( yovari ), fruits, oils, gur, etc. were collected 
and distributed among the monks. Casual reference to this Sitayajía per- 
formed by the farmers is found in the Harivarsa-purana along with 
Giriyajfía and Mantra-yajna”. 


Textiles 


Referring to the five garments (dusya-paiichaka) the text gives their 


names as 21: 


Koyaya (Sans. Koyavi)— Garment filled with cotton ( rata-puritah, 
Hindi--rui-bhara also known as maniki in the people according to the 
commentaor. 


Pavaraga (Sans. Pravaraka)— Woolen garments coming from Nepal. 
Dalhiali (Sans. dadhikali) — White garment with fringes looking like 


the teeth in mouth.?? 


x . . e e El 
Puri (Sans. Purika)—Rough cloth with jute fibers, the same as ‘bora 
in Hindi. 


Virali (Sans. Viralika)—The meaning as not very clear. The comm- 
entator explains it is *dyisara-sutra-pari' 
Potter and his apartments (Parusa-$ala) 
; : > re- 
In every society a potter always plays an Important De E 
y T K atra? ions 
pares pots, bakes them and sells them. The Brhat-Kalpasitra. के 
the following apartments and places for his different activities: 


ciet he 
(Kammasala Karmasala) the potters hut (kumbhara-kudi) where t 
prepares the utensils. : 


59 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Payanasala (Pachanasala) —Place where the utensils are baked. 


Bhandasala—Place to Store the pots. 


nd 
छा 


Indhanasala—Place to Store the fuel. 


Panisala—Market place, Where either the potter himself or through 
the merchants disposes off his products. 


Shoes | 


The present work throws a flood of light on shoes and their varieties. 
The word, ‘chamma or charma has often been used for shoes, 


the types 
are the following : 


Taliya (talika)—Shoes used in night (rattigamane) for protection from 
thorns etc. These were tied round the feet. 


Putaka or Khallaka —Shoes to protect the feet from cold. 


Vajjha (Sans. Vardhnah)—Shoes used if there are cracks and wounds (vipadi- 
kasu sphutantisu). 


Kosaga (ahguli-kosakah—Shoes covering and protecting the fingers from 
being injured by stones, etc. 


Khausa (Khapusa)—These are the special types of shoes, which offer protec- 


tion against snow (hima), snakes (ahi) and thorns (kantaka). 
"These shoes, when reached the thighs, were known as janghikas, 
and ardha-janghikas if left them half covered. 


At another place it has been defined as shoe covering the leg upto 
the knee.?9 


Egapuda (ekaputa)—Shoe with single sole in one piece. 
Dupula (dviputa)—Shoe with sole in two or more pieces. 


Khallaya (Khallaga)—Shoe to cover the feet, samasta khallaka if covering 


60 


ce ¿ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


the entire feet, ardha-khallaka if covering half of the feet. 


Vagguri vagura—Shoe covering the feet and the fingers. 


Portrait Sculpture 


A reference to a statue (padima) of the minister named Varattaga 
installed by his son in a devasihala or devakula according to the commentary, 
is to be found at another place”. The statue was further provided with 
attributes raya-harana, muhapottiya, etc. 


The reference is intetesting as we know of a devakula at Mat near 
Mathura, which had housed a number of Kusana portrait sculptures as 
that of Wema, Kaniska, Chastana, and so-on. 


Types of books 


Discussing the ‘fives’ (patichakas) viz., pustaka-pañchaka, dusya-pan- . 
chaka, charma-parichaka, etc. the work talks of the following types of 
books :28 


(i) Gandi-potthaga  (gandi-pustakah). 

(ii) Kachchhati-potthaga (Kachchhapi-pustakah) 
(iii) Mutthi-potthaga (musti-pustakah) 

(iv) Sampudaga-potthaga (samputa-phalaka-pustakah) 
(v) Chhivadi-potthaga (chhedapati-pustakah) 

Unfortunately this particular verse has no Sanskrit commentary, but 
only a few Prakrit verses appear explaining the different types. According 
to them the gandi book contains a number of pages and is large in size; the 
Kachchhavi is smaller at the end and thicker in the middle(?), the mutthi 


book is only four ahgulas in size, the sampulaga has the two thick board 
covers, and lastly the chhivadi book is perhaps a stitched one. 


Buddhist monks in Peshawer 
5 1 P 4 or * 
A story showing existance of the Buddhist monks in eshawer which 


61 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ae es 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


has been further explained in the commentary, is very interesting. It runs 


thus— 


In Pataliputra (Patna) there ruled a king named Murunda. He 
sent an envoy to Purusapura, the latter saw the minister and was given 
proper accommodation. It so happened that whenever this envoy would 
proceed to see the king at Purusapura he would come accross some monks 
in red garbs (Kayavvo). Taking this to be an ill omen, the former Would 
drop the idea of going to the king. On the third day the king sent his 
minister for the envoy from Pataliputra. Having known the facts the 
minister explained the envoy that inside and outside the city of Purusapura 
he would very usually see the monks in red garbs and hence this should not 


be taken as an ill omen. He should go and see the king. 


The above description indicates the period when Purusapura, the 
capital of the Kusana Emperors was full of monks in red garbs and one 
could see them every now and then in any corner of the city. This was 
perhaps the time of Kaniska, the great Buddhist patron at Peshawer, to 
whom the ruler of Pataliputra might have sent an envoy. 


Mauryan Rulers and Chanakya 


The work refers to the Mauryan rulers and Chanakya, the preceptor 
of Chandragupta more than once. These references again lead to suggest 
that some of the parts of the Brhat-ka|pa-sutra must not have been far 
removed from the Mauryan period in date. The most interesting of these 
reference is the ‘Maurya drstanta’ which goes as follows :% 


ie In Pátaliputra there ruled the king Chandragupta. His orders were 
being overlooked by those khattiyas, who knew that he was the son of one; 
who used to nourish the peacocks (mayura-posaga). . This caused anxiety to 
Chanakka. He thought, “What a sort of king is he, whose orders are not 
PROMI obeyed ? I would take recourse to such a method, which would 
ee ‘sharp’ (tikkha).” Once it so happened that Ghanakya 

get alms in a village, where he was roaming to collect them. In 


62 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Y 
Y 


y 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


that village the mango and bamboo trees were in plenty. Charakya got 
; a a got an 
order dispatched in the name of the vi m 
ilage headman, “Havi 
aving 
mangoes, cultivate the I b E eo 
angoes, »ambooes (amba chhettum vansayai).? The village 
headman (ga g inki eor i " 
adma (gameyaga), thinking that the order contained some slips (dullihi- 
yam, durlikhitam) of writing, got the bambooes cut and the mangoes culti- 
vated. Chanakya made enquiries a as hit T 
ae y q me nd was highly enraged, “The orders 
have been misinterpreted and intentionally flouted,” said he, “which 
ति U . 2 
amounts to punishment.” nder this plea, he got the entire village 
burnt. 


Concluding Remarks 


The above passages thus show that a thorough study of this Jain 


text Would reveal a good deal of material of cultural importance. 


Foot Note: 


l. Brhatkalpa-sutram with Niryukti, Laghil-bhasya and Vrtti, 
Editors-Muni Chaitanyavijaya and Muni Punyavijaya, Shri 
Atmánanda Jaina Sabha, Bhavanagar, 1936. 


The references cited hereafter relate to this edition of the text. 
The copy in the Museum Library, used by me, has a few margi- 
nal notes by Dr. V. 3. Agrawala. I have utilized a number of 
them. Sans.stands for the Sanskrit words. 


2. Verse 2469, p. 700 B 
ag पुत्त्येचित्ते agaa Head च दर्ताम्म 
सेलम्मि य saña जं वा wars निप्फन्नं ॥| 


Verse no, 2504, p. 708 also refers to these things. 


63 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


TT 
—— 
TALE aia SS e a d 


LÀ 


64 


oon P? 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


The State Museum, Lucknow, has only two figures, viz. a figure 
of Suparsva from Kheri ( no. 53. 69 ) and a torso from Sravasti 
(no. 67. 7). 


e 


Verse 4915, p. 1315. re : 
Commentary on verse 4195, p. 1316-'जवणे' त्ति यवन विषये 
ईदशानि स्त्रीरूपाणि प्राचुर्येण क्रियन्ते । 

Verses 2494-5, p 706. 

Verse 2508, p. 709-गोरी गंधाराइ, दुहूविण्णप्पा य दुहमोया । | 
ita | 

Mahabharata, Vanaparva, 231. 48, p. 1612 ( Gita Press ed. ) 

Verse 3486, p. 973 


Verse 3465, p. 967-पडिमाए झामिआए, उड्डाहो तणाणि वा भवे हेट्ठा 
साणाइ चालणा लाल, मूसए खंभ तणाइ पलीवेज्जा । 
Verse 1180, p. 366-चेइदुम पेढ sat, आसण छत्तं च चामराओय 
जंचडन्नं करणिज्जं करिति तं वाणमंतरिया ॥ 
Verses 2058, 2059, 9. 595. 
Verse 2507, p. 708. 
p. 709. 
Verse 1776, p. 524-अरहंन्त पइट्ठाए, महुरानयरीए मंगलाई तु 
गेहेसु चच्चरेसु य, छन्नउईगामअद्धेसु । 
Verse 1969, p. 573-कवड्डगमादी da, रुप्पे पीते तहेव केवडिए 
few अणुसट्ठादि पूइयलिंगे तिविह भेदो । 
Verses 3891-2 p, 1069- दो साभरगा दिविच्चगा तु सो उत्तरापथे एक्को 
दो उत्तरापहा पुण, पाडलिपुत्तो हवति एक्को 
दो दक्खिणावहा तु, कंचीए णेलओ स दुगुणो य 
एगो कुसुमणगरणो, त्तेण पमाणं इमं होति । 


Agrawala, V. S., Prachina Bharatiya Lokadharma, 
Ahmadabad, 1964. 


Verse 3647, p. 1013. 


Harivamsa, Poona Ed. 59, 27 p, 387, 
Verse 3823, p. 1054. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


22. p, 1055-'दाढिगालि' त्ति यथामुखमध्ये यमलितोंभयदंतपंक्तिरूपा añ 


कालि :-दंतावलि अवग्रह निरीक्ष्यते एवं धौतपोतिकाऽपि द्विजसत्कसदृशवस्त्र 
परिधानरूपा दृश्यमाना दाढिकालिरिव प्रतिभातीति कृत्त्वा दाढिकालिरुच्यते | 


Verses 3443-48, pp. 962-63. 

Verse 2882, p. 816-चर्मशब्देन चर्ममयं तलिकाद्रपकरण गृह्यते 
25. Verses 2884, 2885, p. 817. 

26. Verse 3847, p. 1060. 

27. Verse 4066, p. 1110. 


e नि 
N 10 
Cn RC 


28. Verse 3822, p. 1054. Insufficient knowledge of Prakrit on 
my part is responsible for the tentative English rendering 
of various type-names above. The original passage runs 


as follows : 


agea- पृहत्तेहि, ग डीपोत्थो उ तुल्लगो दीहो 

कच्छवि अंते तणुओ, मज्झ पिहुलो मुणेयव्वो ॥ 

चउरंगुल दीहो वा वट्टागिइ मुट्रिपुत्थगो अहवा 

agua दीहोच्चिय, चउरंसो होइ विन्नेओ 

संपुडगो दुगमाई, फलगा वोच्छं छिवाडिमेत्ताहे 

तणुपत्तूसियरूवो होइ, छिवाडी ger fafa ॥ 

दीहो वा हस्सो वा जो पिहुलो होइ अप्पाबहुल्लौ 

d मुणियसमयसारा छिवाडिपोत्थं भणंतीह ॥ 

गण्डीपुस्तक:, कच्छपी पुस्तक:, सम्पुट फलकपुस्तक: छेदपाटी पुस्तक: । 


29. Verses 2291-92, p.650 Murunda of Pataliputra and his widow 
sister has been further referred to in verses 4121 and 4123, 
pp. 1122-23. 

30. Verses 2487-9, p. 704; 2542, p. 716. 

81. Verses 2487-9, p. 704. 


65 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वार्ताएं 


मुद्रा समिति, संग्रहालय तथा पुरातत्व नामक तीन खण्डों में विभक्त RU में 
पाठकों को इन विषयों से सम्बन्धित विविध प्रकार की पठनीय सामग्री संकलित मिलेगी । 


प्रथम खण्ड द्वारा पुरातत्वीय समस्याओं, उत्खनन से सम्बन्धित बातों आदि का 
ठ्कों अंक में पुरातत्व विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कानपुर 
विवरण पाठकों तक पहुंचाया जाता है इस अक म पुरातत्व T 
जिले में किये गये पुरातात्विक सर्वेक्षण का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा ह 


दूसरा खण्ड संग्रहालयों से सम्बन्धित रहता है । यहाँ हम मथुरा संग्रहालय एवं 
इलाहाबाद संग्रहालयों की कतिपय नवीन एवं अत्यन्त महत्वएूण उपलब्धियों का परिचय दें 


Wel 


तीसरे खण्ड में उत्तर प्रदेश मुद्रा समिति को निखात निधियों के रूप uj परीक्षार् 
मिलने वाली मुद्राओं का विवरण पाठकों तक पहुँचाया जाता है। प्रस्तुत अंक में सन्‌ 
१३६६-६७ में मिली निखात निधियों का विवरण प्रकाशित है। 


सम्पादक 


ARCHAEOLOGY— 
Archaeological Survey in Kanpur district. 


MUSEUMS— 


(1) New Rare Sculptures in Mathura Museum. 
(ii) A note on a Buddha Figure from Bihar. 


U. P. COIN COMMITTEE— 


Treasure Trove Coin Hoards from U. P. (1966-67) 


e 


C-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a 


n Tru: 


S 
MES 
a 
छ 
E 
s 
o 
[n 

> 
S 
3 
N 

ठे 
El 


igitize 


D 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri n 


VAISNAVA ICONOGRAPHY 
IN 
NARADIYA SAMHITA 


Dr. N. P. Joshi 


BULLETIN OF MUSEUMS & 


No 1112 ooo Se ode 


i and eGangotri 


Trust, Delhi 


lon 


Digitized by Sarayu Foundati 


Fy 


pe qute re iro 


ES 
Y 


icum आमा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


VAISANAVA ICONOGRAPHY IN 
NARADIYA SAMHITA 


Dr. N. P. Foshi 


Recently one more Samhita textof the Paücharatra Agamas has been 
brought to light by the Kendriya Sanskrit Vidyapitha at Tirupati!. This work, 
the Naradiya Samhita, provides some useful and interesting material for the 
students of Brahmanical Iconography. In its preface the editor has dated 
the text in very vague terms. He just puts it as post-Buddha at one end and 
pre-eighth century A.D. at the other?. The text is south Indian in nature. 
Thirteenth chapter of this work has been devoted to the canons of iconography 
(müurtilaksana nirupana). It is proposed to discuss this material in brief in 
the following pages : 


In the opening verses (XIII.3-4, p. 198) Narada, upon whose name the 
text has been fathered, tells Gautama about five varieties of images (archa) 
namely of stone (Sila-mayi), iron obviously metal (loha-mayi), precious stones 
(mani-mayt), wood (kasthaja) and terracotta (mrnmayi). Then he proceeds to 
discuss the types and places for procurement of the raw material of respective 
variety. A number of details have been given about the varieties of stones 
and ways of examining them with certain experiments (N. S., XIII.4-64, pp. 


198-206; 72-90, pp. 207-210). These need to be put under the geological 


microscopes and practical tests in laboratories for scientific examination. 


Coming to the metals the gold, the silver, the copper and the bell metal 
(arkuta) have been named as ‘loha’ (XIII-93, p.210). In preparing metal 


images following limitations have to be observed : 
(1) The image (bimba) is to be made of pure (Sudha) metal, mixture is 
to be avoided. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(2) The metal images are not to be in relief (ardkachitra) and neither they 
are to be coloured (varna-sobha). 


Talking about the precious stones, Narada names moon stone (chandra 
kanta), sun stone (súrya kanta) and crystal (sphatika) in the line of their 
degree of preference. The precious stone and stone images could be either in 
round (chitra) in relief (ardha-chitra) or in drawings only (chitra-abhasa or 
alekhya X111.96-98, p.210-11). 


No specific wood except chandana has been named, but the author has just 
observed that the tree, the wood of which is being used, should be deep 
rooted, free of any disease and thorns and standing in sacred gardens, river 
confluences, forests or on hills (XIII.99-101, p.211). Here also some rules 
have been laid down for obtaining wood, but with them we are not much 
concerned here. This text gives some very interesting information about the 
making of terracotta figurines. Clay for such images is to be obtained from 
river banks, hills, gardens, temples or sacred places observing certain rules. 
It is of four varieties white, red, yellow and black. Here also mixing of 
varieties is not permitted. To obtain finished material for preparation of the 
image the following procedure has been laid down. 

Preparation of Clay —The clay, thus collected should be put on a piece of 
cloth in some air proof (nivate) place. The purpose is perhaps to filter it with 
some cloth. It is then to be mixed with metal powder (sarva-loha-maya chirna), 
sand (pasana-churna) and sugar (farkara-churna). After mixing enough quantity 
of water the clay dough is to be made. Now by process of constant churning a 
separate solution is to be prepared with vegetarian commodities like khadira, 


arjuna, Srivesta, kumkuma kustha and the three varieties of katuka. This 
solution is to be added to the clay pas 


be dipped in (parivasayet) for one or two months. After that curd (dadhi) is to 
be added to the solution and again the clay dough is to be kept dipped for 


one month more. The clay, is now ready to be worked upon by the artist. 


Providing the armeture :-- () 
with which the projecting 
topes of coconut skin. These joints were further 


of smooth clay. Gradually more and more 
the desired form would : 


entral pole in the armeture was known as 


z su ladanda 
offshoots (angadanda) 


were to be tied by means of 
strengthened by application 
clay would be applied and thus 


slowly evolve. The complete figure with the final 
a ; 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


touches would be allowed to dr 
then be painted in colours ultim 
(samadrstih), smiling (hasanti) 
another place ( 
Nrsimha. 


y for three nights (triratroposita). It would 
ately to give an effect ofa front glancing 
and pleasing (prasannasya) figure. The text, at 
XIII. 269), specially refers to the terracotta figure (rupa) of 


The Samhita then proceeds to deal with iconometry and the measurements. 
This discussion is being deferred for the present paper., In short the image 
should be pleasing, should have beautiful countanance (suvaktra), fine sight 
(sudrstih) nice cheeks (sukapola) auspicious eyes (Subheksna) and must be 
complete in all limbs (sarvavayava sampurna) (XI1I.173.p.220). 


General classification —The images in general have been classified as 
Sadharana and Asadharana. The sadharana or ordinary image is of the normal 
human shape pleasing to the eyes, while the asadharana is multi-armed and 
has un-natural faces like that of a boar, etc., often carrying the body of a 
fish (XIII.175-76, p.220). 


The other classification is that of single figured image (eka-bera) and the 
multi-figured image (bahu-bera). For the images of these two varieties the 
following canons were laid down: — 


(1) When Visnu was in eka-bera form, his consorts Sri and Dharani were 
not to be depicted. They would occur only if the figure is in bahu- 
bera vidhi (X111.193-4, p. 222-23). 


(2) In the eka-bera form the outlet channel for water (jala-nirgama) would 
be made. In case of east and west facing pedestals (pitha) it would be 
towards north, while in the case of north and south facing pedestals, 
the outlet channel would be on the eastern side (XIII.194-5). The 
bahu-bera figures would not have any such channel, and similar. would 
be case with karma-bimba or the festive icons (XIII.196). 


(3) Being inauspicious (nesta) the sleeping image (Sayana) would never be 
in eka-bera form (X111.221, p.226). 


(4). Images of Varaha, Nrsimha and Rama are always to be in bahu-bera 
form (XIII.258.p.230). 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


The third type of classification is the usual one described in several 
other works, viz seated (asana) sleeping (Sayana) standing (sthdna) and 
on a mount (jana) (X111.339,p.240). 


Some Technical Terms :— 


Before we proceed to study the various forms of Vasudeva and his parivara- 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
। 


devatas it is worthwhile to make ourselves familiar with certain technical terms, 
which often appear in the text. They are the following : 


Chalarcha : Movable image for worship (XI11.185) 
Bala-kautuka : Same as above (X111.185). 


Karma-bimba : Miniature icon authorised to receive various offerings and un- 
dergo celebrations of festive occasions (XIII.196, 343). 


Müla-bimba : The main icon for worship, perhaps fixed (X111.352). 


Svatantraka : Icons for worship (XIII.306). 


Asvatantraka : Images used for decorating the shrines (vimanas obhartham) (XIII. 
307, p.236). 


Mülabera : (X111.349) —Same as múlabimba. 

Karmarcha : (X111.349)—Same as Chalarcha. 

Bimbaprabha : Halo (X111.355-60). 

Laksmi-pitha : Seat shaped like a lotus (X111.192, p. 222). 
Simhasana : Seat with the figures of lions (X111.205). 


Anantasana : The serpent seat (X111.205). 


Togasana : Sitting in cross legged fashion with both soles visible, further secured 
fit with a piece of cloth (2०४०८१७) running round the thighs (XIII. 


10 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


261-62, p.230). 
Bhogiparyanka : The serpent bed (X111.220, p.224-25). 
Yanaga : Image seated on some mount (X111.222). 
ICONS 

Naradiya Samhita, being a text of the Pañcharalras naturally describes only 
the icons of Visnu, his forms, his consorts, mount, incarnations, emblems, 
and surrounding subordinate deities. A consolidated list of them is given 
below for easy understanding : 

(1) Sthanakae—Vasudeva. 

(2) His forms-Sañkarsana, Pradyumna, Aniruddha. 

(3) Consorts-Sri and Medini. 

(4) Asana-Vasudeva. 

(5) Samanya-Sayanamürti. 

(6) Ananta Sayana. 

(7) Yanagata Vasudeva. 

(8) Yana-bhuta Vainateya. 


(9) Twelve forms of Visnu, Lords of Months. 


(10) Their consorts. 


(11) Ten incarnations. 
(12) The parivaradevatas— 
— Females : Santi, Sri, Saraswati, Rati. 


—Heti parivara : $ankha, chakra, gada, pankaja, musala, 


khadga, Sarnga, Varamala. 


—Dikpala-parivara—Indra, Yama, Varuna, Dhanada, Vahni, Nairti, 


Vayu, Isana. 
11 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


—Dvarapala-parivara : Chanda, Prachanda, Jaya, Vijaya, Pirna, 
Puskara, Garuda, Visvaksena. 


—Parivara-dvarapala-deva : Ananda, Nanda, Virasena, Sugena, Sam- 
bhava, Prabhava. 


— Other parivara—deities: Ganesa, Durga. 
— Parivara-devasiha Bhutapatis 


, 
Aruna, Kumudaksa, Pundarika, Vamana, Sankukarna, Sarvanetra, 
Sumukha, Sarvavarna. 


Let us now proceed to the individual icons. 
Sthanaka— Vasudeva (XIII.177-185, p.221): 


He should be white in colour, with four arms, docile face (saumya-vaktra) 
lotus eyes, wearing all ornaments and pitambara for his lower garment. In his 
upraised right and left hands there should be chakra and sankha held in between 
the pointing and middle fingers (tarjani-madhayama-madhya). The normal right 
hand (mukhya-daksina-hasta) should either have a stalked lotus (kamalam nala 
samyutam) held by the pointing finger and the thumb or should be placed in 
welcome (svagata) or boon imparting (varada) poses according to the taste. 
The normal left hand, which, being suspended, would reach the girdle and 
with its open palm at the tip of the fist (must yagra samsthitam) would hold the 
gadā. The lower end of this weapon would rest on the projected edge of the 
pedestal (pithagrakoti-visranta). The other alternative for the normal left hand 
was to remain suspended simply touching the waist (kat yavalambi) without 
any weapon. The fingers of the hand would be decorated with rings. 


Sankarsana—(X111.186, p.222): 


He would be red in colour and similar to Vasudeva but instead of lotus, 
there would be a plough in lines (rekhamayam siram). 


Pradyumna—(XIII.187, p.222): 


G : ; 
olden in colour he would agree with Vasudeva, but in the right hand 
would have arrow in lines (rekhamayamh sarah). 


12 


Di 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Aniruddha—(X 111.188): 


Agreeing with Sankarsana, he would be black (krsna) in colour and hold 
Nandaka sword in his right hand. 


Colours of the above four would change according to the yugas as shown 


below— 

Yuga Vasudeva Sankarsana Pradyumna Aniruddha 

Krta white red golden or black 
yellow 

Treta red yellow red white 

Dvapara yellow black white red 

Kali black white red yellow 


In case of Vasudeva image in bahu-bera type the two consorts Sri and 
be depicted. Sri would be of golden colour, while 
Both of them would be bedecked with 
ht or left hand (XIII. 


Dharani are also to 
Dharani or Medini would be blue. 
all ornaments and would hold stalked lotus in the rig 


197-200. p.223). 


Astna Vasudeva (X111.201-2, p.223) : 


matters with sthanaka-Vasudeva, he would appear 
ed in and left allowed to be suspended so 
tion of the legs could be vice-versa. The 


Agreeing in other m 
sitting on a seat with right leg fold 
as to rest on a footstool. The posi 
seat would be either Simhasana or Anantasana. 


Sayana Vasudeva, samanya (X111.207-10) : 


In Sayana variety Vasudeva and all his three forms viz. Sankarsana, 
Pradyumna and Aniruddha would be black in colour and devoid of 
emblems (tyakta hetayak). They would just be two armed with concealed 
marks (güdha-lafichhanah). Their left hand would be kept by the side of the 
waist, while the right would be near the head. The left leg would be slightly 


bent. 
13 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Sayana Vasudeva, Ananta Sayana (XIII.211-221) : 


Vasudeva lying on the serpent bedstead (bhog? paryañka) is said to have 
innumerable forms. The serpent hoods surrounded with flames (analarchi 
paritasyah) would be five, seven or nine in number, decorated with jewels and 
with bent fangs (unnamanto-maha damstrah). The serpent with his ferocious 
mouths open would keep on looking at the Lord (devananarpita drsah). 


A long stalked lotus would be coming out of Visnu’s naval over which 
Brahma would be seen sitting. 


The description till now referred to Vasudeva and all his forms in general, 
but hereafter, the text gives separate distinction marks. In case of the second 
that is Sankarsana on both of his soles (pada-tala-dvaya) one would draw the 
figure of plough; similarly there would be bow and arrow for the third i.e. 
Pradyumna, and finally sword for the fourth i.e. Aniruddha. 


These could be two or four armed images with respective attributes in their 
hands. 


Yanagata Vasudeva (XIII.222-25, p.226) : 


In this form the deities would agree with sth@na or asana varieties. All 
would be sitting on Garuda, the Lord of the Birds (paksisa) who would keep 


on holding their feet in hands. The other style was to sit with one of the legs 
folded in. 


Garuda as a yana (X111.226-228, p-226-27) : 


Garuda is to be depicted as a man (purusa) with all ornaments. He 
should be shown with wings at the sides (paksasanghata). Golden in colour, he 


should have copper coloured lips (tamrostha) and 


sharp pointed nose like 
nila-bandhura flower. 


Dwadasa-masadhipa-murti (X111.231-244, p.227-28) : 


This, as a matter of fact, is a middle stage between four and twenty four 


forms of Visnu. The distinction in each of the twelve forms has been made 


14 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


on the basis of changes in the four ayudha-places. 'The entire information 
concerning this aspect has been tabulated in the following way. 'The emblems 
have been noted as starting from the right (daksinaditah). These images would 
be made in sthana, asana or yana variety but never in the forth one i.e. $ayana. 
The third and fourth chapter of this text throws more light on this aspect 
(XIII.12-18, p.37; iv.2, p.51 etc.). Names of specific months have not been 
given, but perhaps the cycle starts from Chaitra and ends with Phalguna. 


Name of the Arrangement of Colour Bijaksara 
form attributes 
1. Visnu G.P.Ch.$.— white aum 
2. Madhusudana Ch.Ś.G.P.— water colour na 
3. Trivikrama P.G.Ś.Ch.— lightening colour mo 
4. Vāmana S.Ch.G.P.— black bha 
5. Sridhara PCS SS white ga 
6. Hrsikega G.Ch.$.P.— white va 
7. Padmanabha $.P.G.Ch.— conch shell colour 16 
8. Damodara P.S.Ch.G.— Pingala va 
9. Kesava P.$.G.Ch.— yellow su 
10. Narayana S.P.Ch.G.— red de 
11. Madhava Ch.G.P.$.— blue va 
12. Govinda Ch.G.S.P.— whitish yellow ya 
(pandura) 


In case of all the figures, if the image is of bahu-bera variety, goddess $a 
would be depicted on the right and Pusti would be on the left. Sri's colour 
would be yellow, while Pusti would be like Dharant in colour. 


Incarnations (X111.245—305, pp. 228-236) : 
Matsya and Kurma—To be shown in natural form. 


Sukara or Varaha— Four armed, human upto the neck, boar P eke 
chakra and $ankha in upper right and left hands; carries Bhumi 1 


15 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


$ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


^ 


t 
human form (sakaram) in his normal hands which are joined to- 
gether (samputafjali). In another form he holds her feet by the 
right hand and gives an embrace by the left. Varaha stands with 
one of the legs slightly upraised (tsat-prahvananghri). He could be 
shown as seated also. 
Nrsimha—Four-armed, white in colour, of slightly bulky body, seated cross- | 
legged in yogasana, three-eyed (Surya, Chandra and Agni are his 
respective eyes), chakra and 5ankha in the upper arms, normal 
hands resting on thighs, wide-spread mouth, ferocious appearance. 


Vamana—He is to be shown in two forms: 


1. Brahmana batu—Two handed holding palasa-danda in left hand 
and the vedas in the right, carrying matted locks and putting on 
barks on his body. He looks like a boy with curved legs, small 
thighs, long belly (lambodare) and flat nose (chipita-nasika). 


- 2. Trivikrama—A number of arms, Jahnavi or Ganga coming out of 
the upraised foot, stands on one foot with a number of wonders 
(samastascharya samyutam). 


Nrsimha figure is not to be carved in eka-bera or Sayana forms. 
Parasurama—Golden colour, two hands, sits in yogasana, skin garments on 
the body, carries an axe. 
Dasarathi Rama—Two armed, blue in colour, bedecked with all ornaments, 
carrying arrow in right hand placed near the girdle 
(Katisutra samastha) and bow in the upraised (lalatanta- 
samastha) stands in tri-bhanga pose. On the right there 


would appear Sita or Hanumana and on the left, Laksa- 
mana. 


Laksmana is to be carved like Rama. The image of 
Rama is always of the bahu-bera variety. | 


Krsna with parikara—Two armed » blue in colour, his left hand resting on the 


16 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


shoulder of Satyabhama right suspended in vilasa mudra or 
holding a sporting rod (keliyasti), stands in tri-bhanga 
pose, on the right there would be Rukmini, sometimes 
Satyabhama would be substituted by Garuda Rukmini 


and Satyabhama would be very much similar to § 
and Bhimi. 


ri 


Kaumara and Yauvana forms—Under this heading only the names of Navant- 


Buddha— 
Kalki— 


Parivara-devi— 
(XIII.313-14, 
p.237) 


Heti-parivara— 
(X11T.315-16, 
p.237) 


Dikpala parivara — 
(XI1I.317-19 pp. 
237-38) 


tanata, Gopipuñjanvita, 
been mentioned. 


and Govardhana-dhari have 


Two handed, varada and abhaya pose, seated cross-legged 
in padmasana, eyes half opened, golden colour. 


Two handed, arrow in right and bow in left, riding a 
fine horse, wearing white turban. 


All two handed, holding lotus and flywhisk (chamara), 
putting on the crown (makuta) and other ornaments. 
The distinction is only in colours as detailed below : 


Santi : Saffron colour (kumkuma) 
Sri : lotus dust colour (padma-raja) 
Saraswati : white 

Rati : red 


Sankha—white in colour 

Chakra—Fire like 

Gada—golden 

Pankaja—golden 

Musala—black 

Khadga—Sky coloured 

Sarnga—Five coloured (pafichvarna) 
Vanamala—Five coloured 

respective marks on their 


Alltwo handed with their ages 
). Distinction in colour as 


heads (svachinhankita mastakah 
follows : 
17 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Indra—Black; Yama—yellow 
Varuna—black; Dhanada—golden 
Vahni—golden; Nairta—black 
Vayu—Smoke coloured; Isana-red. 


Dvarapala-parivara— The number of the door keepers have been grouped 
(X111.320-329, under three lists as detailed below : 
pp.238-39) 


The first list gives the names of Chanda and Prachanda only, who are the 
palace door keepers and leaders of all the dvarapalas. Both have long staffs 
in their hands, and are of dreadful appearance (bhayanakan): Chanda is red in 
colour and his crown bears the mark of chakra on it, while Prachanda is of 
white colour and has a Sankha on his headgear. 


The second list talks of Jaya and Vijaya, who are the door keepers of ardha- 
mandapa. They are red and yellow in colour and agree with Chanda and 
Prachanda in other respects. 


The third list is of Parivara-dvarapalas and contains six names. All of them 
are two or four armed, well ornamented and with awe-inspiring faces (damstra- 
karalavaktra kh). Their names and colours are as follows : 


Ananda — Yellow; Nanda—Golden;  Virasena—Black Susena— 
Black; Sambhava-White; Prabhava-White. 


Parivara deities— 


Ganesa (XIII. Association of Ganesa with Visnu is strange, but this 
330-31, p. 239) — Text clearly mentions it, and curiously enough it finds 
support at least from one solitary example (Visnu seated 
on Garuda, found by Wakankar‘in Ujjain Excavations 


and displayed in Malav Exhibition at Ujjain, 1972, Ht. 
about 9”.) 


Ganesa, in this case should be four armed and of red colour, holding or 
devoid of weapons. He may be having two orithree eyes and may be standing 
or sitting. 


l8 


a 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Durga- This is another uncommon association. Durga in this 

(XI1I.332-34, case should be black in colour and should hold the same 

pp.239-40) weapons as those of Vasudeva. She should either stand 
on a lotus (padma-madhya) or over the head of the buffalo 
or may be shown seated on a well covered seat (astaran- 
anite pithe). 0 

Bhutapatis All the Bhutapatis were to be two armed, with ball-like 

(X111.335-338, eyes (urita-chaksusah), dreadful in appearance, of very 

p. 240) strong built and bedecked with all ornaments. They 


would hold long staffs in their hands. Each of them can 
be distinguished on the basis of colour only, such as— 


Kumuda— crimson (aruna) 
Kumudaksa—fire coloured 
Pundarika—black 

Vamana— crystal coloured 
Sankukarha—yellow 
Sarvanetra—crimson 
Sumukha—white 

Apara 一 All coloured (sarvavarna) 


So much about the icons proper. The Samhita, in the end of the chapter 
makes some general observances. They may be summarized as below :— 


The karma-bimba should not be smaller than six añgulas or larger than twelve 
(X111.348-p.241). 


The halo (bimba-prabha), should cover the entire figure, and should have 
series of flames (jvalavak) on its outer border (bahyatah). The halo can 
further be decorated with motifs (alankara) like floral creepers (lata-kusuma- 
patra adi), crocodiles (makara) or forms with Vaisnava faces (Gsyairvatsnavath) 
in a number of whirl patterns (avarta) (X111.355-360, pp.242-43). 


This in short is the material of the thirteenth chapter of Naradiya Samhita. 
A number of icons and motifs which can be said to be agreeing with this text 
can be seen in the South Indian art. 


19 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ae Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


bid, Upodhatah, p. ‘jha and na’. 
G—Gada , Ch— Chakra, §.—Sankha P.—Padma. 


de iti 办 
; gitized VR Trust, iS > goth, 


९.” S 
ei 


- 


| 


Fig. ! Padmakara-pitha also known as Lakshmi Pitha 

Fig. 2  Jalamigamana 111 eha-bera images 

Fig. 3 Anantasana 

Fig. 4&5 T. arjani madhyama madhye jualaneka samanvitah, 
Chakra and Sankha 

Fig. 6 Pithagrakoli-visgantagada 

Fig. 7 Varaha-vahantam agrahastábhyam sakaram 


bhúmimádarat 
° 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
ss 


i 
E 


Digitized by S. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Reprinted from : 
BULLETIN OF MUSEUMS & ARCHAEOLOGY IN U.D. 
NO. 5—6 JUNE & DEC. 70 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


A NOTE ON A FOUR FACED 
SIVA-LINGA FROM 
KAUSAMBI, IN THE 
ALLAHABAD MUSEUM! 

N. P. Joshi 


In the collection of the Allahabad Museum there is a massive linga 
(Museum no. 636) of buff sandstone 5' 6" high above the pedestal. Its 
upper portion has been badly chipped off resulting in mutilation of some of 
the human figures, which once appeared there... 'To this day there remains 
a fragmentary figure near the left extreme just above the face on that side. 
Only the left hand perhaps akimbo and bent leg of that side are still extant. 
In its complete form it was perhaps a squatting figure (Figs 1-2). This 
reminds of another contemporary Siva-linga from Nanda in Rajasthan,* 
which shows Siva seated in urdhva-medhra position at its top and two handed 
Visnu near the base along with other figures in between. The tradition of 
depicting Siva in anthropomorphic form was of course older as is evinced 
by the inscribed Siva-linga from Bhita, which is now in the State Museum, 


Lucknow.? 


Below the level of the human figures there appeared the four faces. of 
which. two are pretty well preserved. One of them (Fig. 3) bears small 
curls and presents smiling appearance. From its lip ends emerge two fangs 
obviously indicating sharp fanged aspect (tiksna: damstra) of Siva. Next face 


to its right (Fig. 4) appears with a crown and ear pendents and casts a 


pleasant smile. The other, next to itin order, is half mutilated. The 
it was once decorated with pearl strings 


existing portion shows that 
ht have been a female face The last face, 


This, in its complete form, mig 
which is also half damaged, had matted hair made ina knot above with a 


95 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


sh Ci aM M RU 


oe 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


few locks dangling below (Fig. 1). The liñga should be attributed to c. Ist 


2nd century A. D. 


A comparative study of some of the early four faced Siva-liñgas includ- 

ing the present one helps to mark the following important peculiarities: 

(i) One of the four faces would have crown and ear pendents.* 

(ii) Of the remaining three faces one would appear either as shaven, 
as in Bhita /iNga in the Lucknow Museum; or with short curls as in 
present instance. 

(iii) The female face was not carved just to the back of the ferocious 
face (Aghora or Vikata mukha) as was later on prescribed by the 
Visnudharmottara purana.? 

(iv) None of the faces had either the third eye or crescent mark on 
them. In the later tradition the privilege was enjoyed by the 
female face (Uma-mukha) only. 


It would thus be clear that the Kausambi linga stands as an example of 
old continued tradition, which was current in the early Sunga period, when 


the Liga from Bhi'a was carved and inscribed. 


* 
REFERENCES— 


I. Iam thankful to Dr. S. C. Kala, Director, Allahabad Museum for 
his kind permission to study, photograph and publish this interest- 
ing antiquity —Author. 

9. Agrawal, R. C.. Unpublished Sculptures and Terracottas from 
Rajasthan, Journal of Indian History, Vol XLII, Pt. 2, August 
1964, pp. 537-41, Fig. 1. 

3. Lucknow Museum antiquity no. H. 4. 

4. All the three aspects are present in the National Museum linga 

also, which has been recently published by Shri R. C. Agrawal 

(East and West, Roma ,New Series, Vol. 17, nos. 3-4, Figs. 1&2 

facing p. 282). 

5. Visnudharmottcra Purana, 111-44-15-16; 48 5-7. 


» 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and | 
Four faced Siva-linga, Allahabad Museum 


E 
3 
3 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ee ee oe 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


7 Reprinted from 


BULLETIN OF MUSEUMS & ARCHAEOLOGY IN U.D 


NG. 5—6 JUNE & DEG. 70 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


मध्यकालीन विष्णुमूर्तियों से 
सम्बन्धित कुछ शब्द 
io dio go जोशी 


विष्णुमूतियों के निर्माण का प्रारंभ कुषाणकाल से हो गया था। इस काल की मूर्तियो 
में इतनी अधिक एकरूपता है कि उन्हें साधारणतया 'वासुदेव' की प्रतिमाएँ कहना अधिक 
उपयुक्त होगा, क्योंकि उस समय भागवत धर्म का--विशेषतया पांचरात्रादि मतों का-वोल- 
बाला था । इन मूर्तियों का विस्तृत अध्ययन इसी पत्रिका के माध्यम से पहले ही प्रकाशित 
किया जा चुका है ।' कुषाणकाल की विष्णुभूतियाँ गदा, चक्र, शंख (कभी कभी जलपात्र) 
को धारण करने वाली, इने-गिने अलंकारों से युक्त तथा अधिकतर उभयवर्ती (दोनों ओर से 
गढ़ी हुई) होती थीं । साधारणतया उनमें परिवारदेवताओं का अभाव रहता था। पटिया 
पर बनी (पृष्ठपट्टोदूभवा) मूर्तियों का प्रचलन भी इस समय से प्रारम्भ हो गया था | 
गुप्तकाल में समकालीन विशेषताओं के अतिरिक्त मूति-गढ़न के प्राथमिक सिद्धान्तो में EGI 


fux मौलिक परिवर्तन हुए । इसमें प्रसन्न एवं सौम्य मुख्लाकृति, सुन्दर केशरचना, चारों हाथों: 


को “प्रलम्बावस्था' में दिखलाना, आयुधपुरुषों के रूप में परिवारदेवताओं का अंकन, 
अलंकृत या अनलंकृत प्रभामण्डल, आजानुलम्बिनी वनमाला आदि विशेषताएँ मुख्यतया 
उल्लेखनीय हैं । मध्यकाल अर्थात्‌ लगभग ८ वीं शताब्दि से १२हवीं शताब्दि में इन सभी 
विशेषताओं का परिवर्धन तो हुआ ही; पर साथ ही कई नवीन परम्पराओं का जन्म GST 


ये परम्पराएँ समकालीन साहित्य में भी यत्र-तत्र बिखरी पड़ी मिलती हैं । उनकी खोज 
और छान-बीन कर उन्हें मूर्तियों के अध्ययन के लिए काम में. लाना अत्यावश्यक है | ऐसा 


करने पर ये मध्यकालीन पाषाण प्रतिमाएँ सजीव हो उठती हैं। गुप्तकाल तक की भारतीयः 


१. संग्रहालय पुरातत्त्व पत्रिका, अंक २, go ७-२६ 
42 


® 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


A CELL, 
"s 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्रलम्बबाह विष्ण 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कला को स्वकीय एवं परकीय विद्वानों ने पर्याप्त सूक्ष्म दृष्टि से परखने का प्रयत्न किया है । 
पर मध्यकालीन कला को अभी उसका उचित सम्मान नहीं मिला है, इसके विपरीत उसे 
“परम्परावादी', 'प्रतिकृतियां उतारने का प्रयत्न', 'रूढ़ीवाद से चिपकी हुई', 'निर्जीव', आदि 
विशेषणों से अलंकृत कर टाल दिया जाता है | कुछ कलाकृतियों के लिये भले ही ये विशेषण 
सही हों, तथापि सबको एक ही बाँट से तौलना नितान्त अनुचित है। यह सही है कि 
प्रारम्भिक काल की अपेक्षा मध्यकाल की मूर्तियों में अलंकरणप्रियता, वैविध्य तथा “आकृति- 
बहुलता अधिक बढ़ गई है तथा मध्यकालीन मूर्तियों के एक एक अभिप्राय को “पढ़ता' कभी- 
कभी बडा ही दुरूह हो जाता है, तथापि यह भी सत्य है कि इन गुत्थियों को सुलझाने वाली 
कु feat भी समकालीन साहित्य में कम नहीं हैं । इन कु जियों का न पाने के कारण जब हम 
किसी मध्यकालीन मूति का विस्तृत रूप से शब्दचित्र के रूप में वर्णन करता प्रारम्भ करते 
हैं, तब हमारा “भाषादारिद्रय' नग्न रूप में सामने आता है । उसे छिपाने के लिए हमें विदेशी 
भाषा की अपूर्ण शब्दावली का सहारा लेना पड़ता है और ‘profusely ornamented’, 
‘beautifully ‘decorated’, traditionally carved’, ‘tastefully arranged’, इस 
प्रकार के Bat एवं गोलमोल शब्दों से या भाषा-पर्यायों से किसी प्रकार भागने के रास्ते 
बना लिये जाते हैं। 


वस्तुतः इस भागदौंड़ की आवश्यकता नहीं है । मध्यकाल में प्रयुक्त अलंकरणों एवं 
अभिप्रायों को समुचित शक्ति और पूर्णता के साथ उद्धूत करने के लिए हमारे पॉस सप्राण 
और सशक्त शब्द हैं | परन्तु कठिनाई यह है कि परम्परा-लोप के कारण ये शब्द समूह अपने 
वाच्यार्थं के साथ किसी एक स्थान पर संगृहीत नहीं मिलते । उन्हें 'ढूंढ़ता' पडता है, 
“पहिचानना' होता है तथा प्रत्यक्षानुमानादि प्रमाणों की सहायता से बैठाना' पड़ता है । यह 
अपने में बहुत बड़ा काये है, जिसे सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए SOR पाणिंति की 
'सुक्ष्मेक्षिका' होना अनिवार्य है ॥ पर वह अपने पास नहीं है इसलिये अंकमंण्य होकर थोड़ी 
सीं फलावाप्ति के लिए भीं प्रमत्त न करना उचित नहीं है । यही सोचकर अपने सीमितं 
साधन और अल्पबुद्धि को हीं WAT बताकर इस मार्ग पर चलने my प्रयास किया जा रहा 
है । मार्ग दुरूह है, प्रदेश गहन है, तथा प्रकाश अपर्याप्त है. तथापि quest कुछ यात्रियों कें 
बनाये यात्रा-चिह्ल सामने हैँ । डाँ० आनन्द कुमारस्वामी, Sto फोगल, डा? वासुदेव शरण 
अग्रवाल, डॉ० प्रसन्न कुमार आचार्य, श्री शिवराममूतिः आदि मनीषि इस पथ के qd यात्री हैं l 
इन प्रकाशस्तम्भों से प्रेरणा लेकर अपनी कच्छपगति से मैंने मध्यकालीन बिष्णु मूर्तियों से 


सम्बन्धित शब्द समूह को थोड़ा एकत्रित करने का प्रयत्न किया है, अर्थात्‌ यह बतलाने की 


43 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


आवश्यकता नहीं कि अभी कितने ही शब्दों को और ढूँढ़ता होगा । दूसरी बात यह भी है. 
इसमें के कितने ही शब्द साहित्यकार की ऐसी निधि थे कि जिनका प्रयोग केवल विष्णुमूति 
तक ही सीमित न था, किन्तु अन्य मूर्तियों के शब्द चित्र गढ़ने में भी वे काम आते थे । 
ipaq, 'ग्रास', 'व्याल', ;वाहिका', पट्टिका', 'बाह्पक्ष', 'तोरण', *gesqgiqwar आदि 
शब्द इसी प्रकार के हैं । 


कतिपय अलंकरण 'वास्तुकला' के हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मध्यकाल में 
मुख्य देवता या श्रीमूति' को छुट्टे (in round) अंकित करने की पुरानी पद्धति 
अपनी लोकप्रियता खो रही थी । इसके विपरीत लोग a को देवायतस में स्थित 
दिखलाना अधिक उचित समझते थे, फलतः देवायतन या देवगृह के अलंकरण समूची प्रतिमा 
के अनिवार्य अंग बन गये । इस कारण से देवमूति में भी 'द्वार-शाखा', 'तोरण', 'पट्टिका', आदि 
का प्रवेश हुआ । साथ-साथ a की त्रैलोक्यव्यापकता एवं सर्वोपर्ता को भी मूर्ति के 
माध्यम से अंकित किया जाने SAT मूतिकार यह दिखलाने का प्रयास करने लगा कि 
आराध्य देवता पाताल, मृत्युलोक तथां स्वर्गं तीनों भुवतों कों व्याप्त करता है । इसका AHA 
करने के लिये पैरों के नीचे वाली चौकी पर जळ की निर्देशक कमललता, आदि कूर्मे, एवं 
पाताल के प्रतिनिधि नाग दिखलाये जाते लगे । पाताळ के ऊपर रही पृथ्वी, जहाँ पर 
sha अपने परिवार देवताओं के साथ खड़ी हैं । यह 'वाहिका' है । 


'वाहिका' के आधार पर Nagle के. अगल-बगल छम्बरूप में द्वार शाखाएं' दिखलाई 
पड़ती हैं । इनके 'बाह्यपक्ष' में पृथ्वी लोक का प्रातिनिध्य करने वाले हाथी व सिंह ये दो पशु 
धाजसिह' नामका एक अभिप्राय बनाते हैं तथा कभी-कभी यहीं पर व्याल के पैरों के बीच 
'ब्यालान्तराल' में. शस्त्रधारी योद्धाओं.के रूप में. मनुष्यों के दर्शन होते हैं । द्वारशाखाओं के 
ऊपर 'विकृतातन मकरों' से विभूषित तोरण की wet आती है । इन मकरिकाओं के ऊपर 
बहुधा पाल कला में दो मोर “मयूरक' दिखलाई पडते हैं | इन्हें पृथ्वी के आकाश का प्रति- 
निधि माना जा सकता है। यहीं से कमानीदार व्नेमिकाकार' तोरण चल पड़ता है जिसमें 
तीसरे लोक अर्थात्‌ स्वर्ग की परिकल्पना निहित है । तदनुसार यहां चढते क्रम में (किन्नर, व 
“मालाधारी विद्याधर' अथवा विद्याधरयुगल' दिखलाई पड़ते हें । यहीं पर “रथिकाओं W^ देव 
प्रतिमाएं भी होती हैं। यहाँ तक श्रीमति का मस्तक पहुंचता है.।:सबसे ऊपरी बिन्दु है AT । 
यहां पर पालकला में 'कीतिमुख' या ‘qq’ दिखलाई पड़ता है । इसे सारे त्रैलोक्य की संहार- 


कि न के अर्थ दिये गये हैं 
लेख में aaga शास्त्रीय शब्दों के अथ आगे दिये गये हैं | 


e 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
| 


| 


हि 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= 
o 
en 
ie 
oO 
0) 
o 
o 
is 
oO 
= 
o 
(a) 
a 
E 
= 
(= 
c 
o 
5 
[s] 
g 
m 
3 
o 
प 
g 
o 
७) 
> 
a 
3 
N 
= 
E 
a 


mtr meme pimp emm mie meni wt 


सर cet oen snm 


i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


शक्ति 'महाकाल' का प्रतीक मान सकते हें) इस प्रकार प्रतीकों को समझने का प्रयास करने 
पर यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के उत्पादक “महा कमल' और संहारक 'ग्रास मुख के बीच 
में विविधरूपकों की सहायता से त्रैलोक्य की कल्पना की गई है, जिसमें श्वीमूति स्वयं 
व्याप्त है । 


यहीं पर 'द्वार शाखाओं' पर भी थोड़ा सा विचार कर हें । तोरण और द्वार शाखाओं 
से अलंकृत 'महाद्वार' के सामने श्रीमूति को अंकित करने का क्या अभिप्राय हो सकता है ? 
इसे faraifga रूपों में समझा गया है-- 


(2) Arata को देवगृह के भीतर संस्थापित दिखलाया गया है | 


(२) “श्रीमति उपासक से मिलने अथवा उसे दर्शन देने के लिये प्रसन्नता एवं आतुरता 
के साथ भीतर से निकल कर महाद्वार पर आकर खड़ी हो गई है । 


(३) द्वारशाखाए और तोरण की धन्नी उस आसन की टेक के अवसिष्ट प्रतीक हैं जिसे 
बैठी हुई देव मूर्तियों के साथ कुषाण और प्रारंभिक गुप्तकाळ की कतिपय मुद्राओं 
पर-उदाहरणार्थं वासुदेव HUT की बैठी हुई 'आरडोक्शो वाली मुद्राओं पर 


देखा जा सकता है। 


इनमें से तीसरा मत विशेष युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि कुछ मध्यकालीन 
आसनस्थ मूर्तियों में जहाँ कलाकार को आसन की टेक दिखलाता अपेक्षित था, MATAN तथा 
तोरण धन्नी के अतिरिक्त भी उसने आसन की टेक स्पष्ट रूप से अंकित की है । 


मध्यकालीन मूर्तियों के विषय में-- विशेषतया खड़ी विष्णुमूतियो के विषय मे-इतनी 
पाइन भूमि समझ लेने के बाद उससे सम्बन्धित शब्द सुदान की ओर gear उचित होगा | 
निम्ताङ्कित शब्द समूह मुख्यतया FAT AN 
की भी सहायता ली है; बहुधा सन्दर्भ विष्णु के ध्यान अथवा pups का है ses के 
बाद उसका एक ग्रन्य-सन्दर्भ कोष्ठक में दिया गया है । शब्द के अर्थ E DE T EUR 
ana से की है, और जहाँ संभव हुआ, उसे मध्यकाल तक की मूर्तियों में प्रत्यक्ष देखने या 
दिखलाने का प्रयास किया है । अर्थ को सजीव बनाने के लिये रेखाचित्र या छायाचित्रो कौ 
सहायता ली गई है । रेखाचित्रों द्वारा कहीं कहीं वस्तु-विशेष का MAJAR SERIES 
विकास भी दिखलाने का यत्त किया गया है | 
45 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


RE ^ NM 
कोश समझते m लिये सहायक निदं छ E E 
(१) प्रकाशनस्थल निदेश न किये गये पुराण ग्रन्थ श्री मनसुख मोर द्वारा कलकत्त 
प्रकाशित हैं । संदर्भ क्रम निम्नाङ्कित है-अध्याय न्याय संख्या.इळोक सख्या संख्या 
पृष्ठ संख्या 


j a 31 अर्थ के बाद केवल रे०चि० 
(२) रेखाचित्रो के मूल सन्दभ अलग से दिये गये हैं। अथ 


संख्या दी गई है । 
(3) शब्द अक्षरानुक्रम से है 


भूमि०--भूमिखण्ड 
(v) शब्द संक्षेप-- पद्म०-पद्मपुराण, E भूमि 
पाताल०-पातालखण्ड लिंग०-लिंगपुराण 
ब्रह्म०-ब्रह्म पुराण पू०-_पूर्वारधे 
[पर्वं --अग्निप्राण 
हरि०--हरिवंशपव अग्ति०--अग्निपुराण 


वि०ध०-विष्णुधर्मोत्तर पुराण, 
अपरा०-अपराजितपृच्छा, Te रामा०--वाल्मीकीय 


रामायण 
मत्स्य०--मत्स्यपुराण, म*्सं०सं०-मंथुरा संग्रहालय 
वायु ०--वायुपु राण, संख्या 
सृष्टि ०--सृष्टि खण्ड, : 
स्कन्द०--स्कन्दपुराण, god ०सं-लखनऊ संग्रहालय 
वै०--वैष्णव खण्ड, संख्या, 
Go या उत्कल०-उत्कल खण्ड, सहा०--महाभारत, 
शब्दावली 
अञ्जनसङ्कांशा (प्रतिमा) - काले रंग की मूर्ति 
uo, E 
२३६ ३ से आगे faso प्रतिमा में दृष्टिगोचर होने वाले निम्ना- 
अ ६० १-८ fgg सोलह अलंकार (षोडशाभरण) गिनाये 
गये हैं- 
१. नूपुर ९. कौस्तुभ 


46 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


a7 


] 一 一 一 一 一 一 一 一 : 
AR 


| 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


x 


5 
E 
oI 
o 
o 
o 
E 
[i 
o 
a 
9 
2 
E 
c 
o 
i 
T 
3 
u 
E 
"a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अवतंस (द्विवचन में प्रयुक्त, अवतंसौ) — 


25:20 
पाताल०, 
(पद्म०, पात ८८) 
रुष (पद्म०, पाताल० te iue 
agag Ho, E c 


४२२४) 
१५ 


उच्चय (हरिवंश, गोरखपुर, हरि०, 


उदग्र ठ 


SEES) = 
७८५ 


उद्बाहु (पद्म०, उत्तर०, 


ऊर्णा 


२. पादकटक १०. पत्राभरण 

३. प्रलंबोदक ११. कुण्डल (वल्ली) 
४. मेखला १२. वाहुबल 

५. कटिसूत्र १३. कंकण 

६. हार १४. अंगुलीक 

७, पदक १५. रामचन्द्र खड्ग 
८. श्रीवत्स १६. मुकुट 


आपूटे के कोश के अनुसार यह गोल आकार 
का कर्णाभूषण है (चित्र Y) । 


मूतिरूप में शंख, चक, गदा, शाद्ध धनुष्य व 
पद्म का उल्लेख है । वाल्मीकीय रामायण में 
श्रीराम के पास आये हुए 'मूतिमन्त' लगभग 
८५ शास्त्रों एवं weal at सूचियाँ दी हुई हैं 


d RIA 
(वा०रा०, गोरखपुर, बाल०, टइ-ट्छ ? 


कटिसुत्र या नीवीबंध । यहीं “Aa सूत्र भी 
कहलाता था, जिसकी मूल कल्पना मथानी 
की डोरी से ली गई है। 
देखिये शंख । 

उठे हुए दो हाथों वाली मूर्ति इन हाथों में 
प्रस्तुत सन्दर्भ में शंख, व चक्र धरने की बात 
कही गई है । 
भौंहों के बीच गोल चिह्न । यह कुषाण काल 
के बुद्ध, बोधिसत्व तथा FO विष्ण मूर्तियों में 
मिलता है (२० चि० एक 1) । महाभारत 
में दमयन्ती के भाल पर इस चिल्ल (face) 


41 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


के होने की बात कही गई d (महा० वन०, 
E 
3 


ga, गीता प्रेस) | 
५४.८ कमर से सटी स्त्री मूर्तियाँ | प्रस्तुत सन्दभ 
कक्षासक्ता सखी (हरिवंश, a) नारद की वीणा को 'कक्षासक्ता सखी' कहा 
गया है । | 
८५*८ - घटनों तक लटकने वाला (जान्ववलंबी) | 
कटिवास (वि० ध० तीन, ड कटिवस्त्र (चित्र ६, 9)! | 
२३६-७० = मोतियों का कंठा जिसके बीच में पद्मराग | 
as ETIT ) मणि लगा हो । 
२५७.१५ E स्तवन करने वाले देवताओं से शोभित | 
posee us कल्पलता ! विष्णु मूर्तियों में कुछ के तोरणों | 
(staat: स्तुवत्भिः) पर कल्पलता या वेल मिलती है (चित्र ६) | 
पर उसमें देवता गण नहीं हैं। अन्यत्र गुप्त- | 
कालीन कला में यक्षयुक्त कल्पलता मिलती हैं। | 
किरीटाच्छन्नमुर्धज = किरीट से ढँके बाल ! गुप्तकालीन Tr | 
४२१३७ में किचित मात्रा में इनके uu होते हैं | 
(पद्म०, सृष्टि०, ) 


P (Ro fuo एक la) पर मध्यकाल में MS- 
पट्ट के ऊपर कंघा किये हुए केश wel प्रकार 
दिखलाये जाते थे (चित्र ३, ४, ८,) । 


५ २.२४.९. ' किरीटको पहनने, वाले विष्णु । किरीट 
का के लिये आगे देखिये 'मुकुट' । 
१८४.२९ fag अथवा राक्षस का विकराल मुख । 
ii 9n न्न = S e 2 fi 
uy d ४७६ ) कृषाण काल के पूर्व से ही सिह अथवा सिहमुख 
(अपरा० SR ) के रूप में यह अभिप्राय चल पडा था जो 
SY 


मध्यकाल तक पहुँचते पहुंचते ऐसा मुख बन 
गया, जिसमें “टेढ़ी alg, बड़ी आँखें, वराह 
48 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


$ 1 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= 
E 
o 
D 
E 
[o] 
0) 

o. 
2) 
t 
o 
E 
o 
a 
D 
E 
I 
Ue 
2 
加 
o 
ic 
3 
p 


' Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


TU. 


=. 8 
. 


तत E 


A 


विष्ण पालकला 
चित्र ६ > 


= CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


5 
०5 
छ 
z 
S 
o 
E 
छ 
c 
S 
三 
ठ 
a 
uv 
= 
E 
ann 
= 
6 
= 
a 
© 
nc 
= 
o 
wu 
E 
B- 
E^! 
2 


Jigitized 


Er 


> 
| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
P. 


के कान, भेंडे के सींग, मृग का कपोल तथा 
fag का मुख होता था ।” विष्णु मूति में 
बहुधा ag मुकुट में अथवा ID पर मिलता 


है (चित्र ६) 1 
कुण्डल (ado, ERES 一 कर्णाभूषण | विष्णु के poss मकरा- 
१०२७ कृति कहे गये हैं (पद्म०, पाताल; Wess 
स्कन्द०, do, उत्कल०, 12:23) कला में 


विष्णु के सर्प-कूण्डल (Xo चि० सात.3) तथा 
शंख कुण्डल (fao १) भी मिले हैं | 


केश - मस्तक के वाल! विष्णु के केशों के कई 

प्रकार उल्लेखित हैं, यथा-'तील कृञ्चितकेश 
(पद्‌म०, पाताल०, Vz25); 

= सुस्निग्धकूटिलकुन्तल (Tete, उत्तर०, 

NONU 
७८५ 
— किबरीक्रतकेश (पद्म० उत्तर०, RER) 
७८५ 

इन्हें मंदार और पारिजात के फूलों से भी 
सजाते थे | 

- गुडाकेश (आगे 'गुडाकेश देखें) | 


कौस्तुभ (स्क्रन्द०, do, उत्कल०, १२९ - कोस्तुभ रत्न जो विष्णु ae aus में 
१९९ लगता है । मध्यकालीन मूर्तियों में इसके 


दर्शन होते हैं | 
गर्जासह (अपरा०, २१ Y) = एक अभिप्राय, जो बहुता Egan 
ETE मूर्तियों में द्वारशाखा के 'बाह्यपक्ष' पर बना 
रहता है । इसमें हाथी के मस्तक पर खड़ा 
उछलता हुआ सिह, जिसे “व्याल' कहते हैं, 
दिखलाया जाता है (रे० fao पाँच) | 


49 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


fa: CURR 
गदा देवी (वि०ध०, तीन कक 
Ed m SS) 3 
गंघर्वमिथुन (मत्स्य०, - ७; ) 

E QU UN = 
गरुत्मान्‌ (मत्स्य०, TED 

८८०८९ = 

गुडाकेश (पद्म० भूमि०, . SES ) 


50 


: मूतिमात आयुधों में गदा को स्त्री रूप Ü 
दिखलाया जाता था | कभी कभी इसके पीछे 
पूरी गदा मूल रूप में रहती हे । fastis 
के अनुसार 'विष्णु के दाहिनी ओर सर्वा भरण 
भूषित, चामरधारिणी मुग्धा गदा देवी हो 
जिसके मस्तक पर विष्णु का हाथ हो 

(चित्र १) 1 


मूति के ऊपरी भाग में बने सपत्नीक mua! 


गरुड, दाहिनी ओर नमस्कार करता हुआ 
या नम्र गरुड | मध्यकालीन मूर्ति में agar 
व्वीठिका' पर (चित्र ६) या 'बाह्मपक्ष' के 
आस पास (चित्र ४) नागधर गरुड़ रहता है । 


विष्ण | इस शब्द का एक अर्थ हैं 
गुड़ाका = निद्रा या माया, गुडाकाया: ईशः 
गडाकेशः । किन्तु मूतिशास्त्र की दृष्टि से 
'कल्पद्रुकोश' का अर्थ (भूमिस्कन्ध, नरादि- 
काण्ड, १३2७) 'मुञ्जकेशो गुडाकेशः gat 
बर्वे रकेशिनि’ अधिक उचित है। इसका तात्पर्य 
होगा “बिना कंघा किये हुए अस्तव्यस्त CERAS 
जैसे बाल'। यह शब्द इसी अर्थ में 
शिव के लिए भी प्रयुक्त होता हे । कुषाण काल 
से विष्णु के गुड़ाकेश दिखलाई पड़ते हैं 
(Xo fao चार. 1), gemere में भी कुछ 
उदाहरण हैं ( रेश Ho चार. 2) तथा 
मध्यकाल की कुछ वामन प्रतिमाओं 
में इस प्रकार के बिना war किये बाल: 
मिलते हैं । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विष्णु 


चित्र ७ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= 


E 
o 
E 
© 

o 
o 
o 
i 
© 
3 
a 
u 
2 
[E 
MS 
+= 
& 
o 
E 
E 
D 


zt 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विष्णु, मंगलागौरी, वाराणसी 


1 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= 
en 
o 
a 
e 
[9] 
o 
jo] 
c 
oO 
= 
त 
a 
u 
=) 
2 
= 
c 
o 
T=] 
oO 
me} 
= 
B 
JE 
= 
O 


C 


i 


*“पद्‌म० सृष्टि०, 


“चित्रिताङ्ग (पद्म०, पाताल०, 


-तेजोमण्डल (स्कंद०, do, उत्कल, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


"ग्रास 


Gan (पद्म०, पाताल०, S) 


dana (fate, २१७) 


९५ 


चक्र (पद्‌म० भूमि०, SATA = 
(पद्म० भू m 


A = 


चक्रपुरुष (fao wo, तीन 
३४८ 


'चित्रफल (मत्स्य०, E 3 = 


3 


EES 
३९१ 


७०:३२ 
२८८ 


-तेजोज्वालाभिरावृत्त (पद्म०, भूमि०. x 


३:६९ 
त) 


२२३ 


देखिवे कीतिमुख 


गले के पास रहने वाला हार | 


विष्णु का आयुध सुदर्शन चक्र जिसकी पकड़ 
के कई प्रकार देखे जा सकते हैं ( e fao- 
दो० 4, da, 4 b) 1 


आयुधपुरुष के रूप में चक्र | साधारणतः 
इसे विष्णु के बाँयी ओर चामरघारी लम्बोदर, 
स्थूल Ud ह्वस्वाकार पुरुष के रूप में दिखलाते 
हैं । कभी कभी इसके हाथों में कुछ भी नहीं 
रहता (चित्र १,७,८) 1 


गुप्तकाल में विष्णु के चतुर्थ आयुध के रूप 
में फल के दर्शन होते हैं (रे० चि० ato. 3 ) 1 
मध्यकाल में भी इसका लोप नहीं होता । 
यह बतलाना कठिन है कि यह फल कौन था 
है । वैसे कई देवताओं के हाथ में बिजोरा 
नीबू (बीजपूरक) दिखलाई पड़ता है | 


चन्दन आदि भतुलेपनों द्वारा चित्रित 
शरीर वाले | 


तेज की ज्वालाओं से आवृत | मध्यक्राल 
की कई मूर्तियाँ विशेषकर धातु मुतियाँ, ऐसी 
मिलती हैं जिनमें पीछे की ओर ज्वालाओं का 
एंक वलय बना रहता है । 


१६.३१ ) — प्रभामण्डल 


5] 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२५७.१३ — , दरवाजे का ऊपरी भाग । यह Eu 
Sia (sce (नेमिकाकार) होता है तथा द्वार-शाखाओं 


पर आधारित रहता है । मत्स्यपुराण के अनु- 


es in सार इसे “विद्याधघरसमन्वित' होना चाहिये | 
मूर्तियों में यह अभिप्राय सामान्य हे (चि० ६; 
रे० चि० छै) 1 
२१६.१६ - मूर्ति के तोरण' में बने तीन छोटे मंदिर 
त्रिरथिका (ato पूर 25) या 'देवायतन? । इन्हें — भी कहते 


थे और इनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की 
छोटी मूर्तियाँ बनती थीं। इन मूर्तियों को 
“रथिका-बिम्व' भी कहते थे। कभी कभी 
रथिकाओं में खंभे आदि नहीं होते । 
(चित्र 3) । 


२१९-११ - तीन आडी रेखाएँ जो गळे और पेट पर 

) दिखलाई पड़ती हैं । 'त्रिवली सहिता ग्रीवा 
को देखकर ही गले की उपमा शंख से दी 
जाती है (कम्बुग्रीव) । कुछ मध्यकालीन 
मूर्तियों में ये रेखाएं बहुत स्पष्ट होती हैं 
(चित्र ५, ७, ८, आदि) । 


त्रिवली (अपरा०, 


NA 


,तीन, ८५:६. = शरीर के मध्यभाग पर पड़ने वाली तीन 


३४८ ) रेखाएँ । इन्हें 'त्रिबलीमध्य' भी कहते हैं 


री) । इन्हें भी 
१ 


त्रिवली aga (fao Ho 


(स्कन्द०, do उत्कल०, 


कुछ मध्यकालीन मूर्तियों में देखना संभव होगा। 


देवडुन्दुमि (mero SEHE — gg या नगाड़ा अथवा ढोलक बजाता 
DOR हुआ पुरुष । यह अभिप्राय अधिकतर तीथ- 
sb की मध्यकालीन मूर्तियों के ऊपरी It 
में मिलता Ba विष्णुमूतियों में इसे नहीं 
52 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


रेखाचित्र, फलक एक 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E 


Re 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


रेखाचित्र, फलक दो 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= 
o 
o 
2 
E] 
[9] 
o 
o 
र 
oO 
E 
0 
a 
छ 
=! 
2 
E 
E 
o 
+= 
[s] 
Eo] 
ES 
3 
mE, 
oO 
S 


iy 


EH 


देवच्छन्दक' 


द्वाराशाखा 


नूपुर (पद्म० भूमि०, 


पत्रवल्ली (मत्स्य०, 


A) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


देखा गया है यद्यपि मत्स्यपुराण का सन्दर्भ 
इसी प्रसंग का है । 


一 “रथिका' जिसमें अगल बगल दो खंभे और 
बीच में कमानी gti 


- दरवाजों के अगल बगल वाले सहारे की 
खड़ी पट्टियाँ (door jumbs) 1 इनकी संख्या 
प्रत्येक ओर साधारणतया पाँच, तीन, दो या 
एक होती थी । बीच में खंभा बनता था जो 
“रूपस्तंभ' कहलाता था (रे०चि०-पाँच) 1 

विष्णूर्मात की द्वार शाखाओं पर वैष्णव 
अवतार बनते थे' (चित्र ३,४) 1 


पैरों का आभूषण । विष्णु के पेरो में गुप्त 
काल तक नूपुर नहीं मिलते, किन्तु मध्यकाल 
में वे दिखलाई पड़ते हैं (चित्र ७, ८५) 1 


Se 
३२४ 


२५७१४ - फूलों की पंखुड़ी या पत्ती से बना अल- 
७१७ ) करण। जब ये पंखुड़ियाँ एक पाँत में बती रहती 
"Yo 
>) और 

६०३ à 
जब बेल के रूप में होती हैं तब 'पत्रवल्ली 


२३६ ५६ 
६०४ 


हैं तब 'पत्रपंक्ति' (अपरा०, 


) कहलाती हैं । जो द्वार- 


(अपरा० 
शाखा ‘qa के अलंकरण से सजती है, वह 


i २३६११७ 
'पत्रशाखा' (अपरा ०, = e | 


go ५८ जीवाजीवाभिगमसूत्र sz! 


शाह, उमाकान्त, Studies in Jaina Art, 
पटना, १९४८, Jo ३०० विष्णु 


भट्टाचार्य, तारापद, A Study on Vástuvidya, * 
अवताररूपाद्यैः शाखां यत्ताद्विभूषयत्‌ - हयशीष॑पंचरात्र | 
53 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पंत्रशाखा (अपरा ० 


ME 2 


६०२ 


पदक (अपरा० 


पद्म (qo, भूमि०, 


३७२८ 


१०० 


quez (लिग, ) 


33 
शंखचक्रगदापाणि पद्महस्तं महाप्रभुम्‌ 
३२५६ ) 

१०२ 


saga (feo, qo 


(quo भूमि०, 


परिणाम (स्कन्द०, Fo, उत्कल; 


१०.३२ 
१९१ ) 


चक्र पद्म गदा शंखे परिणामानि धारयेत । 


a 
वादपीठ (अग्ति०, “४९ 


) 


८५ 


54 


देखिये 'पत्रवल्ली' । यह शब्द कभी-कभी 
लता (scroll work) के अर्थे में आता है । 


पाँच माणिक तथा पद्मराग मणि से बनी 
गले की छोटी माला 1 


गुप्तोत्तर काल से विष्णु के चौथे हाथ में 
बहुधा रहने वाला कमल का फूल, 
इसे ‘Heal कहा गया है | 


कमल को धारण करने वाला 
हाथ ! प्रस्तुत दोनों सन्दर्भो में तीन हाथों 
में तीनों आयुधों को गिना देने के बाद पद्म 
हस्त' पद व्यवहृत है । इसलिये मैं समझता हूं 
कि इस का अर्थ “कमल को धारण करने 
वाला हाथ' न कर जिसके हथेली में कमल 
Y az करना उचित होगा और इसे उन 
मध्यकालीन मूर्तियों से मिलाना होगा जिनमें 
वरदहस्त की हथेली पर फूल बना होता हे 
(चित्र ६) कभी कभी आयुध के साथ भी 
हथेली पर फूल मिलता है (चित्र ८) । 


आयुध 


पेर रखने का आसन । यहाँ इसे 'पद्माभ' 
या कमल को आभा वाला कहा गया È । इसे 
कई मध्यकालीन मूर्तियों में देखा जा सकता 
है (चित्र २, ६, ७) 1 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i 
o 

o 

后 

g 3 
E x 
o = 
à to छ 
u e S 
E tE Ñ 
= > TI 
E - RE 
5 te E 
4 E e 
l= [e 2 
3 E z 
= 9 
2 is] 
ति [7] 
P a 
ep 5 
5 g 
Ig o 
N O 
ps 

o 

a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पादमध्यत : पृथ्वी (मत्स्य०, 


) 
) 


RUE DN 
१ 


9 
८५. 
पादमध्यगा क्षोणी (वि०्ध० तीन s 


c 


दुका (स्कन्द०, do, उत्कल? 
पाढुका ( 3 Fee 


पादमुद्रिका (अपरा०, ) 


पीताम्बर (विन्ध०, एक 
१२० 


. पृष्ठपट्टोद्‌ भवा (अपरा? 
i E 2*1 


प्रशा (अग्नि०, 


) 


Ga 


प्रलम्बबाहु (स्कंद०, do, उत्कल०, 
५.५६) 
१७ 


A yes 


Y 一 
२१६ ) 


४४.४९ = 


पैरों के बीच पृथ्वी ! कतिपय मध्यक्रालीन 
प्रतिमाओं में विष्णु के पैरों से लगी हुई ठीक 
उनके नीचे Hou पर बैठी पृथ्वी दिखलाई 
पड़ती है (Xo चित्र तीन. 1) । 


खड़ाऊं ! विष्णु की रत्न पादुकाएँ अभी 


ufa में नहीं दिखलाई पड़ीं । 


यहाँ विष्णु के पैर के सभी उँगलियों में 
“रत्मवाजित' पाद मुद्रिकाएँ पहनाने की वात 
कही गई है। इसे कुछ देवी मूर्तियों में तो 
देखा गया है पर विष्णु प्रतिमाओं में अब 
तक नहीं । 


विष्णु का अधोवस्त्र । यहाँ इसे 'काऊ्चन 
भक्ति' से चित्रित कहा गया है । कामदार 
पीताम्बर के दर्शन पाल एवं पर्वतीय मूर्तियों 
में होते हैं (चित्र ६, ७) । 


पिछली पट्टी से सामने की ओर उभर कर 
आने वाली मूर्ति जिसे अंग्रेजी में image in 
relief कहते हैं । 


प्रभामण्डल | इस स्यान पर इसे 'हस्त्या- 
दिभूषण' या हाथी आदि से विभूषित कहा गया 
हे । लेखक को अभी तक केवल एक ही ऐसी 
मूर्ति (बहुधा विष्णु) मिली है, जिसके प्रभा- 
जण्डळ के पास घट लिये हाथी दिखलाई 
पड़ते हैं | 

लटकने वाळे हाथ अर्थात्‌ चारों भुजाएँ | 
भूमि की ओर लटकती हुई । स्पष्ट ही यह | 
स्थिति sgag से उलटी है तथा गा | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कालीन एवं कुछ मध्यकालीन विष्णु मूर्तियों 
में अधिकतर दिखलाई पड़ती है (चित्र १)। 


२१६.७ - विष्णु मूर्ति के मस्तक पर कभी कभी 

T. दिखलाई पड़ने वाली सर्पफणाएँ। विशेष- 
तया दक्षिण भारत की घातु-मूतियो में 'फणि- 
मंडप' मिलता है । 


फणिमण्डप अपरा० 


व ER 0 जनेऊ ! कुषाणकाल में दिखलाई पडनेवाला 
Ruso उतर? २९० सादा डोरे का जनेऊ गुप्तकाल में 'मुक्तादाम' 
-स्फुरता ब्रह्मसूत्रेण या मोती की लड़ी बन जाता है । Tur 
मुक्तादाम विलंबिना | कालीन मूर्तियों में इसके दर्शन होते हैं (Xo 
चित्र एक 3 a) । 
२३६.७१-७४ - अंगद । इसके बीच में मरकत मणि. होता 
बाहुबल (अपरा? २६१ ००) ST es 
६०५ था। 
Y = g तरी गज 3 , 
aga (anro, २१६. ) > का बाहरी भाग जिस पर व्यालादि 
५१ अभिप्राय बने होते हैं (चित्र ६) । 
5 
wm (argo, १-९४.११ j- - 'महाभोगपतेर्भागम्‌' सर्पराज शेष के शरीर 
९४ (quw) का भाग या टुकड़ा । 
मंदरोन्मथन (अपरा० २१९८ ) ¬= जलशायी विष्णुकी प्रतिमा में दशावतार 
५५९ बनाने को बात कहते हुए. 'मंदरोन्मथन' से 


प्रारंभ किया गया है, जिसका तात्पर्य कूर्मा- 
वतार से है जिसमें पीठ पर मंदराचल को 
लेकर क्षीरसागर” के मथे जाने का संकेत 


है। 


बहुतेरी मध्यकालीन मूर्तियों में कूर्मावतार 
का चित्रण समुद्रमंथन द्वारा ही किया गया 
है (चित्र ३) 1 
56 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


“है PA 
6 X B 


रेखाचित्र, फलक चार 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E- 
o 
El 
i 
oO 

0) 
७ 
टि 
व 
= 
o 
a 
v 
[2] 
3 
= 
[E 
c 
o 
5 
[s] 
* 
iS 
> 
o 
प. 
m 
o 
[7] 

3 
0 
N 


m 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ues 。 一 णयों = ण 
सणिकेयुर (sero, २५९ R मणियों से बना बाहुभूषण। 
७२३ 
f AN = माला लिये ह c दो आकाशचारी देवगण 
मालाविद्याघर (अग्नि० 5) म लिये हु आका ठ 
59 जिन्हें विद्याधर कहते थे। इनका स्थान 
- प्रभामण्डलसंस्थौमालाविद्याधरौ प्रभामण्डल में बतलाया गया है । 


ag अभिप्राय कूषाणकाण से ही कला के 
क्षेत्र में विद्यमान था, पर विष्णुमूति के लिये 
| गप्तोत्तरकाल में खूब अपनाया गया (चित्र ७) 


| २३६:३७-६९ - कुषाणकाल में विष्णु के मस्तक पर 
e ६०४-५ ) बहुधा “उष्णीष या पगड़ी होती थी पर 
शीघ्र ही उसका. स्थान सिंह या fagga 
| युक्त मुकुट ने ले लिया । बाद में इस मुकूट 
| के आकार और सजावट के अनुसार “AAT, 
| “किरीट', 'करण्डक', 'आमलसार', आदि कई 
i भेद हुए और उनके अलग अलग लक्षण बने । 
| उदाहरण के लिये 'किरीट' d oput का 
क्रम नीचे से ५, ४, ३, और १ होता था 
तथा बीच में “दिव्य मणि लगा रहता था । 


& fro. 6६९२९ - अंगूठी । मध्यकाल में हाथ की सभी 
वाहिर! amat ७) उंगलियों में अंगूठियां पहनी जाती थीं, यहां 
तक कि अंगूठे को भी नहीं छोड़ते थे 


(चित्र 5) 1 
कल ee R करधनी जिसमें रत्न, मोती की मालाएँ 
0000 c cm तथा घण्टियां हों | 
< २५९२५ बांयी केहुनी पर स्थित पृथ्वी वाले बराह्‌। 
onm 20 ७२३ गुप्तकाल से ही नुवराह की मूर्तियों में यह 
बात दिखलाई पड़ती है (चित्र-२ देखिये गदा 
के ऊपर वराह) ! 


57 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


EE 


> १०२६) ८ रोएँ के बाल | 
रोम (स्कन्द०, do, उत्कल०, UR ) 
२५७१२ - महाविष्णु की पत्नी । यह उनके दाहिनी 
क. ७ ) या बायी ओर रहती है जेसा कई मध्यकालीन 


मूर्तियों में मिलता है (चित्र ४, ६,) ।' 


- विष्णु का एक मुख्य आभरण, जिसके 
कारण उन्हें 'वनमाली कहते हैं । 
कृषाणकाल में वनमाला फूल पत्तियों 
की बनी होती थी तथा आकार. में छोटी 


वत्तमाला (पंद्मवनमाला, 


S 


3 2034 
स्कन्द०, do, HATO, ——; 
३९० 


(देवजान्ववळंबिनी, fao Ho, होने के कारण केवल गले के नीचे वाले | 
हीन, XS) भाग को ही ढंकती थी (Xo चि० सात 2,2), | 
akc गृप्तकाल से वह 'देवता के घुटनों तक 


लम्बी' होगई, साथ ही इसमें फूलों और 
कमलों का प्राधान्य दिखाई पड़ा (चित्र-२) 1 

मध्यकाल में यह रत्नमयी माला हो गई 
और कभी कभी पैरों तक पहुंचने लगी 


*चित्र-८) 1 
बनमालावृतोरस्का (प्रतिमा) SS ` भवत वक्षस्थल वाली मात) 
; $ कदाचित यह संकेत छोटी वनमालाओं वाली 
(ब्रह्म०, न कृषाण मूर्तियों की ओर है। 
१०२७-२५ : 

वल्ली (अपरा०, S ७१०७६ ¬ कान की बाली, जिसमें मोती और हीरे | 
६०५ लगे हों । ° | 
i | 
v- 5 > । 
व्याल (अपरा० Bl 三 सह, घोड़ा, मकर, आदि कई पशुओं की | 


आकृति को अंशत: मिलाकर बने पशु की 
आकृति जो अलंकरण के लिए वास्तुकला 
एवं मूतिकला में प्रयुक्त होती थी । मध्य 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


5 Ale 
, XH 


= NERS Le ud 
M 


रेखाचित्र, फलक पाँच 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


` « कालीन मूर्तियों में 'शाखाद्वार' के 'बाह्यपक्ष' 
पर इसके दर्शन होते हुँ (२० चि० पाँच) | 
वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यालों के निम्तांकित 
p प्रकार $— 
सिह व्याल शुक व्याल हंस व्याल 
| गज ,, सौकर ,, aq, 
| अश्व ,, माहिष ,, कुक्कुट ,, 
| , नर M मूषक 5 मयूर „ 
| वृष ,, कोट ,, 
| j मेष n वानर ,, 
| २३३.७-८, - बहुधा यह देखा जाता है कि व्यालों के dai 
-व्याळान्तरित रूप (अपरा०, 33 AR) . वहुणा पह SEDI है कि RS 
| ५९४ के बीच, पीठ पर या अगल खाली स्थान को 
| भरने के लिये कुछ पुरुष बनाये. जाते हैं 


(चित्र-६) । इनकी पहचान व्यालान्तरित 
wq से करनी चाहिये। इन्हें 'अनेकाकार' 
कहा गया है औरं कुछ आकार गिनाये- गंये 
हैं जे से- 

आलीढ, त्रिभंगी, त्रुटित, ललित, प्रत्दा- 
लीढ़, कुञ्चित, गमित, इत्यादि । 


E ८६.८५ - विष्णु का तीसरा प्रसिद्ध आयुध जिसके 
Ee २८३ ! aia कुषाणकाल से ही होने लगते हैं 
इसकी पकड़ के उस काल में कई प्रकार 
मिलते हें । गुप्तकाल और मंध्यकालं में भी 
उसका अस्तित्व बराबर मिलता है (Xo चि० 
दो. 2,2b) 1 
बहुधा विष्णु के हाथ का शंख afamada 
या दाहिनी ओर घुमाववाला होता है । यही 
बात पुराण सहित्य से भीपपुष्ट होतीं हे (ezo 


59 


कर ८ गायचा च्य ततमाः 
E 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


शुग (aro रामा०, अयोध्या ०; 


ae) 
२३५ 
त्स २५७१३ 
पुष्टि (मत्स्य ०, 
श्रौन्पुष्टि (मत SIS ) 


श्री-मूमि (foto, 3&1) 
शरी-मूति (पद्म०, पाताल०, 15 15) 
६६ 


60 


९२० ३२) । 
६०० 
मध्यकालीन मूर्तियों में भी इसे बहुधा हम 
पाते है (चित्र ६, ७,) ! 

जब पकड़े हुए शंख की नोंक ऊपर की उठी 
=, १७१-२५, 


रहती है, तब उसे 'उदग्र' (मत्स्य ०, M 


Sn er VORA. 
qo, उत्कल, m i ;अपरा०, 


४२१३७ 


) कहा जाता था 
३९ 


पद्म ०, सृष्टि ०, 


(चित्र ७) 1 


ऊपरी सिरा । मूलतः यह वास्तुशास्त्र का 
का शब्द है, परन्तु मूति-विज्ञान के क्षेत्र में 
भी यह उपयोगी है । 


विष्ण की दो पत्तियाँ जो मध्यकालीन 
मूर्तियों में बहुधा “कक्षासक्त' दिखलाई पड़ती 
हैं । मत्स्य पुराण के अनुसार दोनों पद्म लिये 


रहती हैं । अग्निपुराण ( ) के अनुसार 
a 


क्रमश: पद्म और वीणा लिये रहती है । इन्हें 
पाल कलाकृतियों में देख सकते हैं (चित्र-६) | 


ऊपर की देवियाँ कभी-कभी पुष्टि को भूमि 
कहते हैं । इन्हें श्रीदेवी और भूदेवी के नाम 
से भी पुकारते हैं । 


मुख्य देवता की प्रतिमा । प्रस्तुत प्रसंग में 
विष्णु मूति को तो CH ufa! कहा गया है, 
अन्य परिवार विग्रहों के लिये केवल ‘afc’ 
शब्द ही आया है। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


——————( A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


रेखाचित्र, फलक ४ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= 
o 
El 
E 
oO 
0) 
७ 
g 
E 
त 
= 
o 
ie 
B: 
el 
E 
= 
c 
o 
5 
[s] 
Es] 
[= 
E 
LU. 
$ 
Ej 
[7] 
ho] 
0 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


^ एक बाण के अगल बगल सीधे और ger 


S को रखकर बना हुआ चिन्ह (Xo चित्र v) ` 


श्रीवत्स (हरिवंश, हरि०, र प्रारम्भिक काल से ही ब्राह्मण, जैन व बौद्ध 
१९४ फ्रपराओं में आठ मंगल fast में इसे गिना 

सचास्योरसि विस्तीणे रोमाञ्चोद्गत गया है । जैन तीर्थकरों के वक्षस्थल तथा बुद्ध 
राजिमान्‌ । श्रीवत्सो राजते श्रीमान्‌ बोधिसत्वों की हाथ और पैर की उंगलियों पर 
स्तनद्दय मुखाञ्चितः 1 हम इसे पाते हैं। प्रारंभिक साहित्यिक प्रमाणों 


के अनुसार बहुधा विष्णू के वक्षस्थल पर इस 
की स्थिति बतलाई गई है । हरिवंश आदि 
ग्रंथों के अनुसार विष्णु की छाती पर विद्यमान 
रोमराजियों से ही इसके बनावट की कल्पना 
की गईहे। 


प्रारंभिक काल की विष्णु मूर्तियों में हम 
इसे नहीं पाते। भपवादरूप में केवल एक 
वराह मूर्ति में वह है। गुप्तकालीन विष्णु» 
मूर्तियों में इनी गिनी मात्रा में ही वह मिलती 
है 
मध्यकाल से इसको प्राप्ति पर्याप्तरूप से 
होने लगती है, किन्तु उसका आकार एकदम 
बदल जाता है । अपराजितपृच्छा के अनुसार 
इसे एक चौकोर को आठ भागों में विभाजित 
कर बनाया जाता था जिसमें 'पत्रको' और 
“कलिकाओं” के अलंकार होते थे (अपरा०, 
BERERA) i 
६०२-३ 
श्रीवम्सलक्ष्मसंयुक्ता (प्रतिमा) (ब्रह्म ° ¬ “श्रीवत्स! से युक्त मूर्ति । 
१०७.९ १०७.२३ ) 
१०२७ १०२८ 


6] 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कल्पवक्ष का पृष्प । विष्णधर्मोत्तर 


> F १५२३३ 
sron ENG Eie ) अनुसार महाविष्णु अपने चौथे हाथ में सन्तान 
> 
कुसुम लेकर उसे TIT रहते 
; (f एक १५२२४) — सन्तान पुष्पों m माला का मुकुट । इस 
सन्तानमालामुकुट (do Wo एक v fes cbe a 


७'२७ ue facor द्वारा आयुधपुरुषों को ग्रहण करना | 
८७ गुप्तकाल से ही मूर्तियों में इसके कई प्रकार 


मिलते हैं। कभी आयुधपुरुष के मस्तक पर 
उनका हाथ रहता है, कभी वे गला पकड़ 


र्‌ 
संमालम्मन (वा०रामा०, बाल० 


qaaa काकुस्थः समालम्यच पाणिना' 


हैं और कभी हाथ के नीचे आयुधपुरुष 
हते हैं (Xo चित्र दो 1a) 
imo (enzo, do, उत्कल १०-३६) कभी-कभी विष्णुमूति के मस्तक पर पृष्ठ 
सपफणा (स्कन्द ०, Fo, उत्कल०, — - —)— उ ळा र 
: 4 " १७१ पट्टिका में बने सर्पफणा की स्थिति दिखलाई 


पड़ते 21 उत्तर भारत में जिन विष्णूमूतियों में 
सर्पफणा मिलती हैं, agi बहुधा पीठ के पीछे 
wd का “भाग' या आभोग' भी दिखलाई 
पड़ता है। ऐसी मूर्तियों को 'अनन्त' कहते है 
दक्षिण भारत की कांस्यमूतियों में 'पृष्ठपट्टिका' 
के “श्र ग' पर बहुधा सर्पेफणा दिखलाई पड़ती 

इसकी स्थिति 'छत्रीभूतफणावृ द' (स्कन्द 
पुराण) से मेल खाती 


२५७१४ 一 विष्णुमूति का एक अलंकरण अभिप्राय । 
७१७ मूर्तियों में गजसिह के तो प्रचुर दर्शन होते हैं 
पर सिहव्यात्र को मैंने नहीं देखा है । 


fagara (मत्स्य०, 


सूर्वणसूत्र (स्कंद०, do, उत्कल०, ^ 4% )- FR qur. पोते 
१७१ का जनेऊ । हेमसूत्र' या हेमयज्ञोपवीत' 


शब्दों के प्रयोग क्रमश: वा० रामायण 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


रेखाचित्र, फलक सात 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


REUS 


A A A TUS Es aw re ES कक बीज >> Be MUR mE Ide d aeos ME 00 ECS SC ss 


= Es É 
DAA z 
by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(अयो०, LL तथा हुरिवं (हरिवंश 


) ए हैँ आज भी महाराष्ट 
२०९ 


मं बटू को यज्ञोपवीत के अवसर पर “सोने 
का जनेऊ' देने की प्रथा है। कुछ विष्णु 
मूर्तियों में तो विष्णु का ganga स्पष्ट रूप 
से अंकित है (Xo चित्र-एक० 3b, 3b) 


सक्किणी (enzo, Fo THF, LORA ) स्मित या हास्य करते समय होठों के दोनों 
D १९१ Ta पर पड़ने वाले Ted | ये गुप्त मूर्तियों 
-हास निम्नाधरौ गण्डौ faga सुक्किणी विशेषरूप से दिखलाई पड़ते हैं । 
e € 
शुभे । 
रि दो os ) फड़कते gu ओंठ ! कई अच्छी कलाकृति- 
कन o Jo C AS IDa : 
s s १५४ यों में यह सौन्दर्यं देखते ही बनता है । 
स्मितस्तपिताधर (स्कन्द०, Fogo - मुदुलहास्य से सने ओंठ । जिन पाषाण- 
१०५२६ मूर्तियों में मंद-स्मित की झलक दिखाई पड़ती 
ES ) हैं उनके निर्माताओं की कला का कितना 
x E 
-वपुषोऽइमथत्त्वेऽपि सुस्मितस्नपिताधरः सुन्दर वर्णन है 
२२८३२ सोने की माला जो गले के पास ही पड़ी 
puer a mer हो । कुषाणकालकी विष्णु मूर्तियों में यह 


अलंकार कभी-कभी दिखलाई पड़ता है जिसे 
अंग्रेजी में कालर' कहते हैं (रे०चित्र एक? 
29, 9b) 

प्रभामण्डल का अलंकारण जिसमें “हाथी 
आदि' के दर्शन होते हें । साधारणतः विष्णु- 
मुंतियों के प्रभामण्डल के पास हाथी नहीं 
दिखलाई ded । 'प्रष्ठपट्टिका' के बाह्य-पक्ष' 
पर विद्यमान 'गजसिह' अभिप्राय बहुत नीचे 


-हारस्वर्णस्रगासक्त कबुग्रीव। विराजित: 


४४४७ 
= 


हस्त्यादिभूषणा प्रभा (अग्नि०, 


03 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow — = nr : 
^ ES RAM. >. Pp TES 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


होता है । केवल एक विष्णु प्रतिमा ? मुझे 
ऐसी मिली है जिसके प्रभामण्डल के पास 
कंभ उडेलने वाले हाथी बने हैं (रे० चि० 
चार० 7) । प्रतिमा खण्डित है, पर इसका 
गज-लक्ष्मी होना कुछ संदिग्ध हैं । 


* 


चित्र एवं रेखाचित्र परिचय-- 

चित्र संख्या १ व ६ के लिये लेखक पटना संग्रहालय के अध्यक्ष डाँ० परमेश्वरीलाल 
गुप्ता, चित्र संख्या ३ के लिये महाराजा बनारस, अध्यक्ष रामनगर फोर्ट संग्रहालय, वाराणसी 
तथा चित्र संख्या ८ के लिये अधिकारी मंगलागौरी मंदिर वाराणसी का कृतज्ञ है । चित्र 
संख्या १, ३, ५, ६, व ८ स्वयं लेखक द्वारा लिये गये हैं तथा संख्या २, व ४ श्री राजेन्द्र 
सिनहा, छाया चित्रकार राज्य संग्रहालय, लखनऊ की कृतियाँ हैं। सभी रेखाचित्र लेखक के 


अपने हैं । 

EET E प्रलम्बबाहु विष्णु, do do Arch. 63, पटना संग्रहालय 
पटना | 

चित्र-२ — दशावतार के साथ विष्णु, do do ४२.१८० राज्य संग्रहा- 
लय, लखनऊ | 

Ea - विष्णु-मूति का ऊपरी भाग, रामनगरफोटं संग्रहालय, 
वाराणसी । 
Fax = विष्णु, do do ओ. २७५, राज्य संग्रहालय, लखनऊ | 
चित्र-५ - शंखोद्धार तीर्थ, वाराणसी, पर स्थित विष्णु मूरति का 
विशदीकृत ऊपरी भाग d 
चित्र-६ - विष्णु, पालकला, do Fo ६०४८, पटना संग्रहालय, 
पटना । 

चित्र-७ ¬ विष्णु, we do ४५.४८, कत्त्यूरी कला, राज्य संग्रहालय, 
लखनऊ | 

mue ERIS ECCLE दु 
अनक अलकारो से मंडित विष्णु, मंगळागौरी । 

64 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


रेखाचित्र फलक-१ 1 -म० do Fo ३४-२४८७ 
19-उदयगिरि विष्णु, ग्वालियर do 
10-लोस ए जिलस संग्रह 
2 -म० Ho do ३४"२४८७ 
24-उदयगिरि विष्णु, ग्वालियर do 
2h-Go go do एच्‌. १०९ 
3 -साधारण जनेऊ, कुपाणकाल 
39-मुक्तायज्ञोपवीत, गुप्तकाल 
Sb-qaviqa, Bo Fo Fo एच्‌० १०६ 
9b'- , ल० Ho Ho ६६.४७ (नया नम्बर) 
42-अनलकृत प्रभामण्डल 
49-अलंकृत प्रभामण्डल, Go do Fo एचू० ११८ 
4c- ,, Se Ho de एच्‌० ११३ 


रेखाचित्र फलक-२ | -म० do Fo २८५८ 
la- ,, p WEN | 
15-ल० Fo Fo ओ० १९९ | 
2 -Ho do do २५५० | 
9७-ल० qo Fo ४५.४८ 


3 -ल० do do एच्‌० १३९ 
4 -म० He do ३४.२४८७ 
44-इलाहाबाद do Fo ९५२ 
45-म० Fo do १४.३७९ 


रेखाचित्र फलक-३ 1, 2, 3-ल० सं० de ६६.४७ (नया नम्बर) 


| 
| 


रेखाचित्र फलक-४ 1 -ल० सं० Ho जे० ६१० 
9 -म० do Fo ५९.४८३९ 
3 -ल० do do एच्‌ १११ 
4 -म० do Ho ६५.१५ 

5 


(श्रीवत्स) _ qo Fo Ho १४.३७९ 
65 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


6 (कोस्तुभ) 一 मंगलागौरी विष्णु 
7 -म० do do ४७२१ 


रेखाचित्र फलक-५ 
अंशानुकृति 


१ 
3 
3 
Y 
Y 


& 


* — Marg, March 1959, No. 2, 9.30, चित्र] को 


-- बाह्य पक्ष 
--गज 
--व्यालान्तराल 
-व्याल सिंह 
-मकरी 
--रूपस्तंभ 


** Davidson, Art of the Indian Sub-continent 
from Los Angeles Collection, California, 1968 
चित्र ६५ की अंशानुकृति । 

७ --मत्स्यावतार 


८ --रथिका 
९ --नेमिकाकार तोरण 
2 ०-श्रीमूति 
रेखाचित्र फलक-६ -पाल कलाकृति 
रेखाचित्र फलक-७ १-वनमाला-म० Ho Fo ४९.३५०२ 


२३ ॐ 


म० सं० सं० ४६.३२४५ 


३-सपंकुण्डल-ल० Wo Ho Alo १९९ 


66 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


^ Reprinted from : 


BULLETIN OF MUSEUMS & ARCHAEOLOGY IN U.D. 


E No.4 DEC. 69 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कुछ अप्रकाशित कलाकृतियाँ 


डॉ० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी 


प्रस्तुत लेख में जिन कलाकृतियों की चर्चा की जा रही है उनमें से कुछ अबतक 
अप्रकाशित है और कुछ के अध्ययन से नवीन दृष्टिकोण उपस्थापित किया जा रहा है । ये 
कलाकृतियाँ विभिन्न संग्रहालयों में रखी हुई हैं । इन्हें पिछले कुछ वर्षों में लेखक द्वारा समझने 
की चेष्टा की गई तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आज्ञा के साथ उन्हें यहां सामार प्रकाशित 
किया जा रहा है। 


सवंतोभद्र यक्ष प्रतिमा, Meal, लगभग ई०प्‌० दूसरी शती 

यह विशाल प्रतिमा (सं.सं.५६. २०) इलाहाबाद जिले के भीटा नामक स्थान से मिली 
है भौर लखनऊ के राज्य संग्रहालय के लिये सन्‌ १९५६ में प्राप्त की गई है । इस संग्रहालय के 
वाषिक विवरणों में इसके एक ओर का चित्र तथा संक्षिप्त विवरण दिया गया हैं । मूर्ति विज्ञात 
की दृष्टि से यह प्रतिमा अनोखी एवं अध्ययन करने योग्य है। 


चारों ओर से उकेरी हुई यह प्रतिमा बहुधा किसी चौराहे या qax पर पधराई 
रही होगी । इसके एक ओर मुकुट पहिने हुए अभय मुद्रा में एक यक्ष खड़ा हुआ दिखलाई देता 
है (चित्र १) । इसका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है तथा बगल में लटकते हुए an 
हाथ में एक छोटा सा सुन्दर घट हे । कानों में मोटे कुण्डल, गले में माला, हाथों में कंकण 
और कंधों पर उत्तरीय पड़ा है। मोटे से कमरबन्द से बंधी हुई धोती, सामने और बायीं ओर 
देखी जा सकती है । कमरबन्द का एक छोर दाहिनी जाँघ पर लटक रहा है । यह आकृति 


साधारण रूप से स्थूल हे । 


ऊपर वाले यक्ष के ठीक पीछे एक दूसरा यक्ष है, किन्तु यहां कोई मुकुट नहीं है । बीच 
से विभाजित किये हुए बाल लटों के रूप में कंधों पर लहरा रहे हैं। यह UH कोई आभुषण 


9 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


A 
पहिने हुए है और न कोई उत्तरीय; केवल aig हाथ में एक कड़ा है । दाहिना हाथ जो अभथ मुद्रा 
टु x > BECAS 
में कंधों तक उठा था अब टूट गया है। पेट के पास लगे हुए बाँए हान में कभी a वस्तु रही 
होगी जो अब अस्पष्ट है । यहां भी कमर बन्द से कसी हुई धोती दिखलाई पड़ती है (चित्र २) । 


मुकुट पहिने gu मूर्ति के aiu ओर के भाग में एक eres दिखलाई पड़ रही है जो 
अब लगभग खण्डित सी है केवल कान, कर्णाभूषण तथा कोनेदार भारी pum भर | देखा जा 
सकता है । इस मुख के नीचे एक सूकर या दराहू दिखलाई पड़ता हैं जो किसी ऊ 3E चौकी 
पर अपने पिछले पैरों के सहारे खडा है । इसका सिर ऊपर की ओर तना है तथा अगले दोनों 
पंजे इस प्रकार जुड़े हुए हैं मानों वह नमस्कार कर रहा हो (चित्र ३) । 


इस qug के ठीक पिछले भाग पर भी एक खण्डित मुख बना है । यहाँ ठुड्ठी के नीचे 
निकला हुआ नोकीला भाग कदाचित इस तथ्य को सूचित करना हे कि मुख में दाढ़ी भी 


बनी थी । इस मुख के नीचे gas. बैठे हुए सिह की आक्रति है (चित्र ४) । 
भीटा की यह सर्वतोभद्र यक्ष मूति निम्नांकित कारणों से विशेष महत्वपूर्ण है- 


(१) यह चारों ओर उकेरी गई है । अबतक कौ मिली हुई विशालकाय यक्ष और यक्षिणियों 
की २३ मूर्तियों में, जिन्हें शुंग या शुंग qd काल का माना जाता है केवल एक ही ऐसी 
यक्ष मूति है जो तीन ओर से उकेरी गई है । यह त्रिमुख यक्ष वाराणसी के राजघाट 
नामक स्थान से मिला था और वहीं के भारतकलाभवन में रखा हुआ है । अतएव भीटा 
की प्रस्तुत चौमुखी मूर्ति अपने ढंग की एक ही है । 


(२) संमुख और पिछले भाग पर बनी हुई यक्ष मूर्तियां अपना अलग स्थान रखती है । 
इनमें से एक तो घट लिये हुए qur विभिन्न अलंकार पहिने हुए है किन्तु दूसरी, 
जो पहिली की अपेक्षा अधिक मोटी है, अलंकार विहीन है । बाल कंधों पर लहरा 
रहे हैं । इन दोनों की यह विशेषताएँ बाद के काल की विष्णु और शिव की मूर्तियों 
से बहुत कुछ समानताएं रखती हैं । 

(३) विष्णु वाली बात कुछ अधिक पैठने लगती है जब हम भगल बगल बने हुए वराह और 


सिंह को देखते हैं । यक्ष का वराह से सम्बन्ध कौशाम्बी की एक प्रतिमा से भी स्पष्ट 


होता है (प्रयाग संग्रहालय do ७०) जहाँ आसन पर बैठा हुआ यक्षं एक वराह को 
को उसकी पिछली टागो से पकड़े हुए है । 


10 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


M 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


P 


uq ओर से 


भीटा का यक्ष, 


पल 


d eGangotri 


| an 


$ 
a 
a 
E 
= 
6 
5 
0 
e) 
c 
2 
Kej 
E 
È 


LS UP 
p RT 


P. HÀ — —— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चित्र 3, वराह 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


उपरोक्त विशेषताओं को देखकर इस वात के लिये जी लळचाता है कि प्रस्तुत सर्वतोभद्र 
का सम्बन्ध विष्णु के वैकुण्ठ रूप तथा शिव से बैठाया जाय किन्तु इस प्रकार के निष्कर्ष को 
स्थिर करते के पूव वराह के खडे होने और हाथ जोड़ने तथा अगल बगल की दोनों 


मुखाकृतियों की उपस्थिति के कारणों को भी ढूंढना होगा । 


a 


शिवमूति gaa लिंग, मथुरा लगभग $o To १-२ शती । 

डा० SIUS कुमारस्वामी ने त भारतीय कला के प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ d एक खंभे 
जेसी वस्तु से टिकी हुई अभय मुद्रा में खड़ी कुषाण कालीन पगड़ी को घारण करनेवाली इस 
मूर्ति को प्रकाशित किया है' । चित्र के नीचे केवल इतना ही लिखा है “बोधिसत्व, फिलाडेल्फिया? | 
यह मूर्ति, जैसा कि इसके पाषाण से स्पष्ट है प्रारम्भिक कुपाण काल की माथ्री कलाकृति a 
जो १९२७ के qd डी भारत से विदा हो चुकी होगी । स्मरणीय है कि डा० कमारस्वामी 
का उपरोक्त ग्रन्थ १९२७ में प्रकाशित हुआ ura कुमारस्वामी के चित्र को ध्यानपूर्वक 
देखने पर उसके बोधिसत्व होने पर कुछ संदेह होता है । मेरी प्रार्थना पर फिलाडेल्फिया के 
सहायक कुलसचिव सुश्री कैरोलीन गार्डन डोस्कर ने HTT होकर मेरे द्वारा दिये गये 
संकेतों के अनुसार इस fa की फिर से जांच करवाई तथा मेरी मांग पर मूर्ति के संमुख और 
पिछले भागों के सुन्दर चित्र भी भेजे । उन्हीं की अनुमति से इन्हें यहां प्रकाशित किया जा रहा 
है (चित्र ५ और ६) । 


इन चित्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विचाराधीन fa कोई बोधिसत्व नहीं है । 
ठीक पहिचान के दिये पिछले वाले भाग का चित्र अधिक उपयोगी है जो यह प्रगट कर देता 
है कि तथाकथित wur वस्तुत: एक्र विशाल शिवलिंग है जो ऊपरी सिरे'से वर्तुलाकार है तथा 
जिसपर लिंग मुख का आकार स्पष्ट है । ऊपरी सिरे पर लिंग के चारों ओर एक मोटा सा 
पुष्पदाम या फूलों की माला दोहरी लपेटी थी तथा दोनों 'लपेटों को एक ही स्थान पर 
सम्मिलित रूप से एक बड़े से फुल्ले द्वारा जोड़ा गया था जिसपर आठ पखुड़ियां बनी थीं । 


"HS Tafeat वाला यह फुल्ला, पुष्पदाम, forge, कुषाणकालीन रिर्वालगों की साधारण 


विशेषताएँ हैं i 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता हे कि यह वस्तु एक विशाल शिवलिंग के अतिरिक्ति और 
कुछ नहीं है । लिंग का यह रूप स्थिर हो जाने के बाद इसके संमुख भागे पर बने हुए पुरुष 
की भाकृति विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है । se प्राज्ञोत काल के शिवलिगों पर चार मुख बने 


हुए होते है किन्तु यहा तो शिव का मुख नहीं अपितु पूरा विग्रह पुरुष रूप में विद्यमान है॥ 


11 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


gH इस प्रकार की केवल दो मूतियां ज्ञात हैं, एक E दक्षिण भारत के गुडडीमलम्‌ नामक 
स्थान पर है तथा दूसरी मथुरा से ही मिला हुआ शिवलिंग है जिसे डा० कुमारस्वामी ने 
प्रकाशित किया है । इन दोनों शिर्वालगों पर शिवविग्रह बने हुए हैं किन्तु प्रस्तुत मूर्ति farai- 
कित बातों में इनसे भिन्न है- 


(१) समपद अवस्था में खड़ी यह ufa द्विभुज है । दाहिना हाथ अभयमुद्रा में है तथा कमर 
के पास रखा हुआ बांया एक छोटा सा घट लिये हुए है । 


(२) शिव कुपाणकालीन पगड़ी, कुण्डल, कोनेदार कण्ठा और कड़े पहिने हुए हैं । 
(३) न तो agi शिव का तीसरा नेत्र ही है और न त्रिशुल या बेल । 


(४) इस ufa की चरण चौकी पर कभी एक पंक्ति का ब्राह्मी अक्षरों में लिखा हुआ लेख भी 
था जिसमें के अब केवल दो अक्षर 'पु' और E विद्यमान हैं जिनसे शिव के बोधक 
शब्द पुरुष या पूरारी बन सकते हैं । 


इस मूर्ति पर gH किसी प्रकार का विदेशी प्रभाव नहीं दिखलाई पड़ता जैसा कि उत्तर- 
पश्चिमी भारत तथा मथुरा से मिली हुई मुद्राओं पर की मूर्तियों अथवा पत्थर की मूर्तियों में 
दिखलाई पड़ता है । प्रस्तुत मृति के साथ यदि किसी ufa की निकटतम तुलना की जा सकती 
है तो बे कानपुर जिले के मूसानगर नामक स्थान से मिले हुए एक वेदिका स्तंभ पर बनी हुई 
दो समकालीन मूर्तियां हैं (चित्र ७ और ८)। इन मूर्तियों का सचित्र और विस्तृत विवरण 
लेखक द्वारा इसी पत्रिका के पिछले अंक में प्रकाशित किया जा चुका है' । मूसानगर और फिला- 
डेल्फिया दोनों स्थानों की मूर्तियां द्विभुज हैं, एक ही मुद्रा में खड़ी हैं, और इनके पास त्रिशूल 
या बैल नहीं हूँ । यहां तक कि मूसानगर की एक मूति कुषाणकालीन पगड़ी भी पहिने हुए 
है । दूसरी बातों में मूसानगर की मूर्तियां अवश्य ही भिन्न प्रकार की हैं । 


साधारण रूप से शिव का हमें जटाजूट धारी रूप ही पता हैं किन्तु उनका पगड़ी पहिना 
हुआ रूप दुर्लभ नहीं । मूसानगर और गुड्डीमलम्‌ के अतिरिक्त भीटा, भरतपुर, मथुरा और 
कोशाम्बी के मुर्खालगों में हमें शिव के उष्णीषिन्‌ रूप दिखलाई पड़ते हैं । इनका तीसरा नेत्र 
बहुधा गुप्त रहता है। 


शिव के उध्वेलिंग के सम्बन्ध में भी किञ्चित विचार आवश्यक है । प्रारम्भिक काल की 
अधिकतर मूर्तियों में यह विशेष रूप से कठोर दिखलाई देता है जो शिव के अविछिन्न सजन 


12 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow  . 


——ÓM———————— ———— 


3 
2 i 
lk 955-5 kb) d 
* à * 
porcina x 
{ 
| 
| 
i 
| 
ES H 
E 
a 1 
2 i 
G | z 
0) 1 ठ 
o £ 
छ 四 
[1 1 EN 
后 | im 
E । रं t 
E | E 
"uj ! S 
E | S 
E ， ac 
5 / E 
= 5 
E - E 
= 3 
8 ! : = 
[ns 1 | o 
= t t i c 
© | छ 
Gc f fai. 
N : > 
3 : S 
z | 9 
N | 5 
= j 
ij f 1 
a H | 
| 
i 
AA 


d eGangotri 


Lan 


= 
Â 
E 
€ 
i= 
2 
is] 
2 
5 
e 


pd 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चित्र-७, मूसानगर के शिव 
(रे०चि० के लिये देखिये go १८) 


चित्र-९, हयग्रीव 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


D 
[ Ee - €——— rr 
I 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


शक्ति का प्रमाण है । इस पद्धति के कुछ अपवाद भी हैं । जैसे विमकटफिस की एक प्रकार की 
मुद्रा पर बने शिव तथा कुमारस्वामी द्वारा प्रकाशित शिवलिंग पर बने fan । फिलाडेल्फि- 
यावाली मूर्ति में aa "वार पर मे उर्ध्वेळिग की कल्पना कर रहा था किन्तु सुश्री 
डोस्कर के द्वारा मुझे भेजे गये एक पत्र के अनुसार यहां उध्वेलिंग नहीं है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिव की प्रस्तुत मूति उस परम्परा का प्रमाण & जो विशृद्ध 
रूप से भारतीय थी और जहाँ शिव को वन्य, पर्वतीय, अभद्र, तथा नंगे देवता के रूप में न 
बना कर एक सर्वांग सुन्दर भद्रपुरुष के रूप में बनाया जाता था d 


हयग्रीव, लगभग प्रथम — द्वितीय शती do wo: (चित्र ९) 

मथुरा कला की यह मूति इस समय वाराणसी के भारतकलाभवन में रखी हुई है 
(संग्रहालय संख्या ४८४६, आकार ५-४” x ३”) । सम्भवतः अबतक की ज्ञात कृषाण कलाकृतियों 
में यह मूर्ति अपने ढंग की अनोखी है। यहां एक छोटे से वास्तु खण्ड पर दो खम्भों के बीच 
घोड़े के years चतुर्भुज विष्णु 42 हुए दिखलाए गये हैं । उनके उपर उठे युए पिछले हाथों में 
गदा और चक्र है । साधारण दाहिना हाथ पेट पर रखा हुआ हुँ और साधारण gia हाथ में कोई 
एक लम्बी सी वस्तु है जिसे पहिचानना सरल नहीं हे । या तो यह घट है जो हमें इस काल 
की कुछ विष्णु मूर्तियों में मिलता है या यह वेदों की पोथी हे । हयग्रीव के हाथों में पोथी का 
होना कई ग्रन्थों को मान्य है और बाद की मूर्तियों में भी देखा जा सकता है“ । हयग्रीव धोती 
पहिने हुए लगभग पलथी लगाकर बैठे हैं। भुजाओं पर वनमाला के चिन्ह दिखलाई पड़ते 
हैं। कुषाण काल की बिष्णु मूर्तियों में वतमाला का होना असाधारण अवश्य है किन्तु अप्राप्य 
नहीं । हयग्रीव की यह मूर्ति पर्याप्त सुरक्षित अवस्था में है ओर प्रारम्भिक काल के ब्राह्मण 
धर्म की मूर्तियों के अध्ययन के लिये विशेष उपयोगी है । घोड़े का स्पष्ट मुख, चार हाथ तथा 
गदा और चक्र ये आयुध हयग्रीव की पहिचान में कोई dag नहीं रखते । आयुधों की पकड़, 
प्रभा-मण्डल का अभाव, अगल बगल के Gul की बनावट तथा मूति का सवसाधारण डोल, 
इन बातों को देखते हुए इसे निश्चित रूप से ई० स० की पहली या दूसरी शताब्दी का कहा 
जा सकता हे । 


प्रारम्भिक मथुरा कला में हमें वासुदेव, कृष्ण--बल राम--एकानंशा तथा वराह 
की मूर्तियां मिल चुकी हैं । दक्षिण भारत के कोण्डामोतु नामक स्थान से श्री बहीदुल्ला 
खान को लगभन इसी काल के नरसिंह की भी ufa fae चुकी है। कुषाणकालीन 
वैष्णव अवतारों की इस सूची में प्रस्तुत मूर्ति की प्राप्ति से हयग्रीव का नाम भी जुड़ रहा है । 


13 


^ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्राचीन ग्रन्थो के अनुसार हयग्रीव का मुख्य कीर्य मधु और कैटम नामक असुरो के "Us 
से वेदों को छडान था । इस आख्यान का पूरा विवरण महाभारत के शांति पव में मिलता g'i 
इसके अतिरिक्त विष्णु, वामन, अग्नि, विष्णृघर्मोत्तर, आदि पुराण भी यही गाच्या बतलाते 
हैं किन्तु देवी भागवत और स्कन्द पुराण का ब्रह्मखण्ड (अध्याय ५) यह कथा कुछ दुसरा ही प्रकार 
से बतलाता है । महाभारत के अनुसार विष्णु ने ब्रह्मा की प्रार्थना पर हयग्रीव का रूप घारण 
किया था क्योंकि मध और कैटभ नाम के दैत्यों ने उनसे वेदों को चुरा लिया था। घोड़े के 
मुखवाले विष्णु ने पाताल मे प्रवेश किया और अपनी पद्धति से उन्होंने साम mat शुरु किया । 
इस गायन के शब्द को सुनकर उसकां पता लगाने के लिये दैत्यों ने वेदों को एक ओर रख 
दिया और वे स्वयं शब्द के मूलख्रोत को ढूढ़ने लगे । विष्णु ने मौका देखकर वेदों को उठा 
लिया और ब्रह्मा को सौंप दिया । देवी भागवत वाळी कथा के अनुसार संयोग से विष्णु की 
गर्दन कट गई । बाद में दुर्गा के कहने पर देवताओं के शिल्पी त्वष्टा ने एक घोड़े का सिर 
विष्ण के qz पर dar दिया और इस प्रकार उनका हयग्रीव रूप बना । बाद में उन्होंने 
हयग्रीव नाम के ही एक दूसरे असुर को मार डाला था । 

महाभारत हमें स्पष्ट रूप से यह बतलाता है कि हयग्रीव का वेदों से निकटतम 
सम्बन्ध था । वेदगान की क्रम पद्धति की खोज हृवग्रीव ने ही. को थी । उन्होंने यह पद्धति 
बाभ्रव्य गोत्र के गालव नामक ब्राह्मण को सिखलाई. थी । गालव पंचाल देश (आज के 
मेरठ और फरुखावाद के जिले) के रहने वाले थे । उस भूभाग से हयग्रीव का सम्बन्ध वामन 
पुराण से भी ज्ञात होता है । कन्नौज के पास भी हयग्रीव का स्थान था । अतएव Ug 
aan की बात नहीं हैं कि ata और पंचाल के निकट ही मथुरा से उस देवता की 
प्राचीन मूर्ति प्राप्त हो । 


सोने की दो ear मूर्तियां 


A 


राज्य संग्रहालय, लखनऊ के संग्रह में सरप्लस सं २३७७ और २३७८ के नाम से सोने 
के पतले qas की बनी हुई दो स्त्री मूर्तियां कला और मूतिविज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
हैं । सं० २३७७ के साथ लगा हुआ कागज का एक पुराना Saw हमें यह बंतलांता है कि 
माया देवी की सोने को यह मृति शाहजहांपुर जिले के मोती डीह नामक स्थान से मिली थी । 
दूसरी मति के साथ ऐसा कोई लेवुल नहीं मिला है । सम्भवतः थे दोनों मूर्तियां अनेकों वर्ष 
पहले संग्रहालय मे ट्रेजर eta एक्ट या निषाद-निधि-अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हुई 
होंगी । इन मूर्तियों का विवरण निम्नलिखित है-- 


14 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


9 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चित्र-१०, सोने की स्त्रीमूति 


* 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सरप्लस सं २३७७ (MYX FY से०मी०) (चित्र १०)-- 


यहां एक स्त्री दाहिने घुटने को किञ्चित झुकाती हुई पैर को घुमाकर खड़ी है । इसका 
सिर दाहिनी और थोड़ा सा जुका हुआ और घूमा हुआ हैं । वह दाहिने हाथ से अपने कान का 
आभूषण ठीक कर रही है तथा लटकते हुए बांए हाथ से उत्तरीय का छोर पकड़े हुए है । उसने 
बहुधा विकच्छ पद्धति से बड़ा ही महीन वस्त्र पहिन रखा है जिस पर अनेकों छोटी छोटी 
सिलवटें पड़ी हैं । कदाचित ऐसे ही वस्त्र को प्राचीन साहित्य में शतवल्लिक नाम से पुकारा गया 
है । इस प्रकार के वस्त्र गृप्तकालीन मूर्तियों और चित्रों में पाये जाते है । स्त्री का उत्तरीय 
उसकी पीठ की ओर से घूमता हुआ भुजाओं को अंशत: आवृत करता है । 


अपने कोमल शरीर के अनुरूप ही इस देवी की एकावली, कान की धारीदार बालियां, 
भुजबन्द, कंगन आदि अलंकार भी सुन्दर और हलके फुलके है । कंशों के बीच मांग पर 
“चटुलतिलकमणि' दिखलाई पड़ती है। इसकी कमर में पड़ी हुई करधनी मथुरा की कृषाण 
कालीन यक्षिणियों की करधनियो से मिलती जुलती है। पैरो में जो कड़े हैं वे ऐसे लगते हैं 
मानों दो रस्सियां बटकर पहना दी गई हों । 


इस प्रकार अनेक वस्तुओं के सुन्दर होते हुए भी इस देवी के मुख पर अपेक्षित माधुर्य 
एवं सौन्दर्य का अभाब है । देवीप्रतिमा के चारो ओर छोटे छोटे कमलदलों से वना हुआ 
छम्बगोल आकार का किनारा है । कलाकार ने धातु का माध्यम अपनाते हुऐ भी देवी के स्तनों 
को पूर्णतया प्राकृतिक रुप में दिखलाने की चेष्टा की है जो अन्य कलाकृत्तियो में अति सुलभ 
नहीं है । 


इस मूर्ति को यद्यपि किसी समय में माया देवी कहा गया था तथापि अब इसे वेसा 
क़हने के लिये कोई आधार उपलब्ध नहीं है । यह स्त्री यद्यपि पेर झुकाकर खड़ी है तथापि 
न तो इसके पास कोई शाल वृक्ष है और न इसके बगल से प्रगट होने वाला कोई शिशु ही 
दिखलाई पड़ता है । इस मूर्ति में ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिसके आधार पर इसे साधारण 
स्त्री न मानकर किसी विशेष देवी की आकृति माना जाय। 


सोने की यह प्रतिमा sto राय गोविन्द चन्द्र द्वारा अपनी पुस्तक में प्रकाशित की गई 
है । किन्तु उन्होंने इसका प्रातिस्थान पिपरावा बतलाया है जो ठीक नहीं । मिपरावा से मिली 
हुई सोने की मूति जो मौय काल की मानी जाती है, पहले ही पेपी और स्मिथ द्वारा रायल 
एशियाटिक सोसाइटी की शोधपत्रिका में प्रकाशित की जा चुकी है । 


15 


Ct 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


शैली के आधार पर यह कलाकृति लगभग ५-६ वी शताब्दी इ० To के बीच की 
होनी चाहिये । 


सरप्लस Wo २३७८ (cux >४ cx Ao ato) (चित्र-११) 
पद्म-दल पंक्ति से घिरी हुई एक स्त्रीमूति घुटनों को किचित झुका कर खड़ी है 

वस्त्राभूषण बहुत कुछ प्रथम मूति के समान ही हैं, पर उठे हुए दाहिने हाथ में इसने 
पूर्णेविकसित सनालकमल ले रखा है, जिसकी अव कुछ पंखुड़ियां ही बची हैं। केशों को 
बटोर कर मस्तकपर जूड़ा बनाया गया है तथा मणियों की इकहरी लड़ी से सजाया गया है । 
इसकी पहचान गुप्तकालीन 'जटाजूट-सदृश-केशबन्ध' से की जा सकती है। केशरचना के 
अतिरिक्त भरा हुआ चेहरा, कुटिल wie, मोटे ओंठ, सृत्रिकणी, आदि विशेषताएँ भी इसके 
गृप्तकालीन होने का संकेत करती हें । 


प्रस्तुत मति में सबसे महत्वपूर्ण वह यक्ष की छोटी सी आकृति है जो देवी के दाहिने 
dx के पास दिखलाई पड़ती हे । इसे केवल शिशुमात्र कहना उचित नहीं है क्योंकि उसकी 
गोल आंखें, बड़ा पेट, तथा ठिंगंने dx यक्षत्व के स्पष्ट प्रमाण हैं। इस प्रकार कमलधारिणी 
देवी के साथ तुन्दिल तनु यक्ष की उपस्थिति देवी की पहचान को सरल बना देती हैं । इन 
दोनों की इस प्रकार की मूर्ति हमें बसाढ, भीटा अहिच्छात्रा आदि स्थानों से मिली मिट्टी की 
मुहरो पर भी दिखलाई पड़ती है । साधारणतया इन मुहरों पर गजलक्ष्मी के दर्शन होते हैं 
पर 'युवराजपादीयकुमारामात्याधिकरणस्य', इन अक्षरों अंकित एक मुहर पर घड़ों से 
मुद्राओं को गिराने वाले दो यक्षों के बीच दहिने हाथ में सनाल पद्म को लिये खडी लक्ष्मी 
दिखाई पड़ती है'" । यह प्रस्तुत सुवणंप्रतिमा से बहुत कुछ मिलती जुलती है, यद्यपि य | हाथ 
उठाये केवल एक ही यक्ष खड़ा हे । 


देवी को घेरनेवाली कमल-दल-पंक्ति भी उसके लक्ष्मी होने की धारणा को पुष्ट करती है । 


ये दोनों ठोकुआ मूर्तियां कदाचित गहनों को सजाने के लिये बनी होंगी क्योंकि एक 
"fr के पीछे तार या आंकूड़े के fo छेद भी बने हैं । गहनों में मानवमत्तियों के अभिप्राय 


पयाप्त लोकप्रिय थे । इसके कई उाहरण सोने के अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी की मतियो में 
विद्यमान हैं, यथा-- 


(१) पीतलखोड़ा यक्ष की माला 
(२) मथुरा की एक यक्षी की मेखला (मारतकलाभवन, वाराणसी, dio ६९४) 


16 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


- 


चित्र-११, लक्ष्मी की सुवर्ण प्रतिमा 


= 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| 
e 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


D 


र (३) मथुरा के एक बोधिसत्व की. yar पंर शोभित भुजबन्द (मथुरा संग्रहालय 
सं० A.45) 


(४) गांधार बोधिसत्व के कंठे में मानव आकृति!'' 
(५) मथुरा को “चष्टन' प्रतिमा का कमरबन्द 


(६) मथुरा से प्राप्त एक स्त्रीमूर्ति में रथस्थसूर्य युक्त ललाटिका (लखनऊ संग्रहालय 
सं० 46.80) 


(७) बोघिसत्वों के मुकटों पर बने व्यानीवुद्ध" 
(s) मानव आकृति के मिट्टी के छेददार मनके 
(९) मानव आकृति के तक्षशिला से मिले wem, आदि 


अब तक सोने की बनी प्राचीन ठोकुआ मूर्तियाँ पिपरावा, लौरिया नन्दनगढ़, पाटिलपुत्र 
तक्षशिला, वैशाली, सुलतानगंज, आदि स्थानों से मिल चुकी हैं प्रस्तुत मूर्तियाँ भी इस सूची 
को समृद्ध करती है | 


* 


१. कुमारस्वामी, History of Indian and Indonesian Art, 1927, चित्र ८०. 
२. वही, व्र ६६, ६८. 

३. BMA., No. 8, pp. 25—29. 

४. दिनाङ्क ११ जून १९६७ का लेखक को भेजा गया पत्र. 


%. Betty D. Robins. Hayagriva, a Minor Incarnation of Visnu, 
MUSE, Annual of the Museum of Art and Archology University 
of Missouri, Columbia, No. 3, 1969, pp. 42-48. 


“६. महाभारत (गीता प्रेस) अध्याय, ३४२ व ३४७. 
७. वामन पुराण, वाराणसी, १९६७, ५७.२५-२७, Y. ५८७. 


८. राय गोविंदचन्द्र, Studies in the Development of Ornaments and Jewellery 
in Proto-Hüistoric India, Varanasi, 1964, Pl. XLVIII, p. 342. 


17 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


९. JRAS., 1898, pp. 574. 
to. राय गोविंदचन्द्र, प्राचीन भारत में लक्ष्मी प्रतिमा, वाराणसी, १९६४, चित्र २७. 
11. Joshi and Sharma, Catalogue of the Gandhara Sculptures in the State 
Museum, Lucknow, 1969, Fig. B, p. 48. 
१२. Agrawala V. S., Dhyani Buddha and Bodhisattvas, 7UPHS., 
Lucknow, XI, Pt. 2, 1938, Figs. 1, 4-7. 


चित्र--८ 


मुसानगर की शिवमूर्तियाँ 


18 | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= 
O 
o 
is 
G 
o 
o 
1e) 
c 
oO 
E 
o 
a 
El 
= 
2 
= 
c 
o 
= 
© 
v 
El 
3 
[a 
MS 
后 
(o 
> 
ro 
0 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Eo 


Reprinted from 


BULLETIN OF MUSEUMS & ARCHAEOLOGY IN U. P. 


June, 1969 No.3 


a लड़ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 2 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


देवो षण्मुखी या षष्ठी 


डा. नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी 


कुषाणकाळ की कलाकृतियों में एक विशेष प्रकार की देवी की día मिलती है । देवी 
द्विभुज है, उसका दाहिना हाथ कंधे तक अभयमुद्रा में उठा है तथा बाया कटिविन्यस्त स्थिति 
में है मस्तक पर बहुधा कुषाण 'छतरी' है । देवी का शिरोभाग ५ उपदेवियों या उनके 
मस्तकों से अंकित रहता है (Xo चि० १) । बहुधा उसके अगल बगल में एक शक्तिघर पुरुष 
दिखलाई पड़ता है (Xo चि० २-३) । यह देवी कुषाणकाल में पर्याप्त लोकप्रिय रही होगी । 
मथुरा कला में इसकी आठ मूतियाँ हमें ज्ञात हैं! । ये मूर्तियाँ छोटे से लेकर बड़े आकार तक 
की हैं । इसकी पहचान का प्रयत्न करने के पूर्व प्रतिमा-लक्षण की दृष्टि से इन मूर्तियों की 
विशेषताओं को समझना आवश्यक है, जो संक्षेप में निम्नांकित है:-- 


(१) पाँचों उपदेवियां मुख्य देवी की 'छतरी' से उद्भूत होती हुई दिखलाई गई हैं। तीन 
मूतियों में (म० do Wo oo. २, ५४ '३७६३, Go do Fo |] ०४) वे कटि तक 
दिखलाई पड़ती हैं; परन्तु उनके हाथों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं हैं । एक मूर्ति में (म०- 
Ho Ho ०० F. २) दो वस्तुएं ज्वालायुक्त दीपों के समान दिखलाई पड़ती हैं, तथा 
दूसरी में वे (Ho do do ५४ ३७६३) ज्वालायुक्त दीप तथा धनुष्य बाण के सदृश 
लगती है । 


लखनऊ संग्रहालय की मूर्ति में 'छतरी' नहीं है, किन्तु उसकी जगह एक अभामप्डल बना 
था (चित्र-१) । इसी में देवी के कंधों से निकलने वाली मूतियाँ भी थीं जिनमें से अब कुछ 
ही बची हैं । 
(२) दूसरी मूर्तियों में कदाचित स्थानाभाव के कारण पाचा उपदेवियों के अधं-विग्रह 
बनाकर, 'छतरी' के ऊपरी भाग पर केवल मस्तक भर दिखलाये गये हैं (Xo fao ३) 
(Ho Fo xo ००.३; ००.३२; १५७३९; ६२ १९) 


d 


. 38 


= 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


1 


Qr Om शक CE 


| 


5 
o 
o 
2 
oO 

© 
o 

€ 
2 
oO 

E 
o 

a 
2 
E 

(Ex 
c 
o 

E 
Oo 
2 
5 
E 


ze by Sara 


t 
= 


jit 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


^ 


(3) दोनों सेवकों को ध्यान पूर्वक देखना होगा । साधाणतया दोनों के हाथों में शक्ति या 
भाले रहते हैं, परन्तु दोनों में एक बहुत बड़ा अन्तर भी है । देवी की बांयी ओर वाले 
व्यक्ति का दाहिना हाथ अभयमुद्रा में उठा है, किन्तु दाहिनी ओर वाले की स्थिति 
भिन्न है । एक मूर्ति में तो इसका हाथ केवल लटका हुआ है (Wo Ho To ६२:१९ 
Xo fao २), कुछ अन्य मूर्तियों Ñ (Ho do £.३) वह अभय मुद्रा में उठा है । एक 
तीसरी प्रतिमा में (Zo fao ३, Ho do do १५७३९) इस व्यक्ति के दोनों हाथों 
की स्थिति अलग अलग है । दाहिने में तो शक्ति है और बाँया कमर पर रखा हुआ है । 


इन प्रतिमाओं की पहचान सरल नहीं है । Sto कुमारस्वामी ओर अग्रवाल ने इनमें 
से कुछ को 'नागराज्ञो' की मूतियाँ माना है,' पर अन्य प्रतिमाओं से तुलना करने पर उनकी 
मान्यता को स्वीकार करना कठिन हो जाता है । ऐसा लगता है कि पहिचान को कुंजी देवी और 
qadadi सेवकों से अंकित शिलापट्रों में बांयी ओर वाली मूर्ति में है जिसके हाथों को स्थिति 
सदैव एक सी है। लम्बा भाला या शक्ति, अभय मुद्रा, कंधों पर लह्राते हुए बाल, तिकोना 
Fade. der हुआ मोटा सा उत्तरीय जो कमर में लिपटा हुआ है और बांयी ओर मोटी सी 
गांठ बनाता है, आदि विभिन्न लक्षण इस व्यक्ति के 'कातिकेय' होने की ओर संकेत करते हैं । 
कुषाण काल की अभिलिखित कातिकेय प्रतिमा हमें प्राप्त हो चुकी है, उससे इन सभी लक्षणों 
को सफलता पूर्वक मिलाया जा सकता है । 


जब तीनों में से एक की पहिचान कातिकेय के रूप में हो जाती है तब हमारा कार्य 
बहुत कुछ सरल होता है । महाभारत हमें बतलाता है कि स्कन्द या कातिकेय के दाहिने 
qed से एक पुरुष प्रगट हुआ था जिसके हाथ में शक्ति और कानों में कुण्डल थे । इसका नाम 
हुआ विशाख । हमारी प्रतिमाओं में दाहिनी ओर वाली पुरुष मूर्ति में ये दोनों लक्षण पूर्णतया 
घटित होते हैं । इस प्रकार दोनों पाश्वेवर्ती देवताओं को स्कन्द और विशाख के रूप में 
qata निश्चय के साथ पहिचाना जा सकता है। कुषाणकाल में इन दोनों देवताओं को 
“संकर्षण-वामुदेव' के समान रूप में सम्माननीय स्थान प्राप्त था, यह बात हुविष्क की उन 
स्वर्ण मुद्राओ से भी सिद्ध होती है, जिन पर स्कन्द, कुमार और विशाख बने हैं' । एक अन्य 
मुद्रा पर इन दोनों के बीच में महासेन भी विद्यमान हैं । इन मुद्राओं पर हमारी मूर्तियों के 
'उलटे दाहिनी ओर स्कन्द तथा बांयी ओर विशाख बने हैं । महाभारत हमें बतलाता हे कि 
fama स्कन्द के दाहिने पाइवं से प्रकट हुआ था अतः उसका हमारी बांयी ओर होना सवथा 
"उचित है । 


39 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अब मध्य-मूति का विचार करें । हुविष्क की उपरोक्त मुद्रा में यह महासेन (Massena) 
की है । हमारे यहाँ मध्यमूति स्त्री की है अतः वह महासेन की नहीं हो सकती l 
महाभारत तथा अन्य पुराणों में दिये गये कातिकेय के विविध वृत्तों के अनुसार >> 
के जन्म में छै स्त्रियों का प्रमुख हाथ था । कहीं तो उनका जन्म से ही सम्बन्ध था और कहीं 
उन्होंने कुमार को दूध पिलाकर उसका संवर्धन किया था । एक कथा के" अनुसार अरुन्धती 
को छोड सप्तर्षियों की अन्य छे पत्तियों को उनके पतियों द्वारा इस आरोप पर दण्डित एव 
गृह-निष्कासित किया गया था कि उन्होंने अवैध प्रकार से अग्नि से संबन्ध स्थापित किया और 
अपने पतियों से विइवासधात किया । ये स्त्रियाँ स्कन्द के पास पहुंचीं और माताओं के रूप में 
स्वीकार किये जाने की उन्होंने प्रार्थना की क्योंकि उसी के निमित्त से उन्हें अकारण लांछित 
होना पड़ा था । ears ने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें उचित सम्मान प्रदान 
किया । वन पर्व में अन्यत्र यह भी विधान किये गया है कि कातिकेय के प्रसाद से उत्पन्नः 
fag’ नामक देवता के साथ सात माताओं का सामूहिक रूप 'वीराष्ट्क' के नाम से प्रचलित 
था । इसी रूप में कातिकेय के मिलाये जाने के बाद 'वीरनवक' बनता था*। स्पष्ट है कि 
ये विभिन्न धाराएं तथा परंपराएं अपने अपने समय का प्रातिनिध्य कर रही हैं।. काल के 
प्रभाव से वे विश्व खल रूप में एक ग्रन्थ में सम्मिलित होती आ रही है । हमारी मूर्तियों + 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुषाण काल में एक परंपरा ऐसी भी रही हो जिसके 
अनुसार माता के सम्मान से विभूषित छै ऋषि पत्तियाँ, या स्कन्द का घाय के रूप में पालन. 
करने वाली छै कृत्तिकाएं सामूहिक रूप से एक देवी का निर्माण करती हों! इस देवी-विग्रह 
में या तो आरोपित पाँच मुख होते थे या पाँच उपदेवियों की आनाभि प्रतिमाएं । पुत्ररूप में 
स्कन्द और विशाख को मुख्य देवि-विग्रह के अगल बगल दिखलाया जाता था । उपदेवियों में 
से कुछ के हाथों में दिखलाई पड़ने वांली दीप उबालाएं, जिन्हें अग्नि ज्वालाएं-कहना अधिक 
उपयुक्त हीगा, उस अग्नि का प्रातिनिध्य करती हैं जो इस सम्पूर्ण कथा के मूल में निहित हैं । 
कुषाण काल के बाद यह घ्यान कदाचित अपनी लोक मान्यता खो बैठा । 
श्री रत्तचन्द्र अग्रवाल ने इन मूर्तियों को एक तीसरी पहचान दी हैं । 'प्राचीन भारतीय 
लोक घमं में उद्घृत काश्यपसहिता के 'बालग्रह-चिकित्सा' प्रकरण के आधार पर उन्होंने इस 
देवी को स्कन्द की बहन 'षण्मुखी षष्ठी' माना है । यह पहचान भी विचारणीय है। संभव है कि 
संकषण वासुदेव और एकानंशा के समान कातिकेय विशाख और षष्ठी का भाई-बहनों वालाः 
दुसरा समूह भी पूजा जाता हो । इस सन्दर्भ में यौधेयों के सिक्कों पर दृष्टिगत होने वाला 
षष्ठी और कातिकेय का अंकन भी महत्वपूर्ण है। षष्ठी के गुप्तकालीत मंदिर का प्रमाण 


स्कन्दगुप्त के समय के सुपिया लेख से मिलता हैं। इस मंदिर को छन्दक नामक किसी व्यक्ति: 
ने बनवाया था । * 


40 


~ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ized by Sarayu Foundation 


Trust, Delhi and eGangotri 
557 S 272 


te 


2 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E 


Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


_ Digitized by Sarayu 


सन्दर्भ-- 


७ OND 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


मं. सं..सं  F.2, F. 3, F, 32, 15.729, 54.3763, 57,4266, 62.19; 
ल. सं., सं ]. 84 (चित्र-1) 

Coomaraswamy, History of Indian and Indonesian Art, 1927, fig. 82; 
JUPHS. Vol. XXII, p. 202-3. 

Agrawala, P. K., Skanda- Karttikeya, Varanasi, pl. VIL; मं. सं., सं. 
40.2949. 

महाभारत (गीताप्रेस), वनपर्व, 227.15-16, p. 1599 ; स्कन्दपुराण 


(मोरप्रति), माहेश्वरखण्ड, 29.169-70, p. 354.दोनों ग्रन्थों में पर्याप्त, 


इलोक-साम्य है । 

Rosenfield, J.M., The Dynastic Art of the Kusanas, California, 
1967, pl. X, 192-94, p. 99; Coomaraswamy, History of Indian 
and Indonesian Art, pl. 301, no. 125 A. 

Coomaraswamy, The Dynastic Art of the Kusanas, pl. 195. 
महाभारत (गीताप्रेस), वनपर्व, 230. 1-6, p. 1604-5. 

वही, वनपर्व, 228.12, p. 1600. 

वही : 

रे. चि.-1 (म.सं., सं. 57.3763) 

रे. चि.-2 (मं. सं., सं. 62.19) 

रे. चि.-3 (मं. a., सं. 15.739) 

चित्र-1 (ल. सं., सं. J. 84) 


- 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


41 


— न आफ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


KUSANA RULE IN KASHMIR 
K. S. Saxena 


The disintegration of the Mauryan empire was followed by the estab- 
lishment of foreign domination in the North-Western regions of India. For 
about two centuries, the Indo-Greeks, the Sakas and the Parthians main- 
tained their sway over those regions yielding, ultimately, to the might of the 
Kusagas towards the beginning of the Christian era. That the fair Valley 
of Kashmir? formed part of the extensive dominions of Kanisika I and 
his successors, three of whom find mention in Rajatarangini®, is attested to 
not only by both indigenous and foreign literary sources but also by archaeo- 
logical data in the form of monumental remains and place-names of cities 
founded by, or associated with, the rulers mentioned inthe great Chronicle. 


Kashmir formed an important, integral part of the far-flung dominions 
of Kaniska I and, according to the early Buddhist authorities, the Emperor 
is said to have convened the Fourth Buddhist Council there in the monastery 
of Kundalavana Vihara!. Itis surprising that Kalhaga makes no mention 
of this important Synod in the Chronicle and merely refers to three rulers 
ofthe dynasty, namely, Huska, Juska and Kaniska, whose rule in the 
Valley is, however, treated as one giving rise to the suggestion that the three 
rulers “apparently ruled conjointly”. The silence of the great Chronicler 
on this very important event in the church-history of Buddhism would, 


however, lend support to the view that the Council was held elsewhere 
either at the Kuvana Vihara in Jalandhar or 


= somewhere in Gan- 
dhara®. 


Of the three rulers mentioned in the Rajatarargint’, Huska is 
undoubtedly to be identified with Huviska of the coins and inscriptions and 


Kaniska has now been generally identified with Kaniska II, son of Vasiska 
son of Vajheska or Vasiska of the Ara inscription. 


would be the corrupt form of Vajheska and, as his 


42 


Juska, apparently, 
name occurs in the 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


d eGangotri 


Lan 


itized by Sarayu Foundation Trust, Delh 


= 


ig 


D 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


LUCKNOW MUSEUM COLLECTION 
OF 
JAINA METAL IMAGES 


DR. N. P.JOSHI 


Reprinted from 


BULLETIN OF MUSEUMS & ARCHAEOLOGY IN U.P. 


.5 
June, 1972 Ne 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


This Mathura image of the goddess Sarasvati thus marks the culmination 
of the Sarasvata movement to which we owe the book literature of the Jainas 
and which was more or less contemporaneous with similar movements in the 
Brahmanical and Buddhist folds as well—it was the age of Patanjali, Valmiki, 
Sauti and Vatsyayana, which also saw the redaction of the Buddhist Pali texts 
in Ceylon. 


FOOTNOTES 


1. Jain, J.P: The Jaina Sources of the History of Ancient India, (Delhi, 1964), 
p. 14. 

2. Ibid., p. 53. 

3. Ibid., pp. 104-105. 

4. Ibid., pp. 102-103. 

5. Ibid., pp. 103-104. 

6. Ibid., pp. 104. 

7. Ibid., pp. 101, 117-118. 

8. SML., No. J. 24. 

9. EI., vol. X, Appendix (Luders), No. 54. 

10. Ibid., pp. 100-119. 

11. Zbid., pp. 120-142. 

Ig" Ibid., pp. 105-106. 


33 


a 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow र d S. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


LUCKNOW MUSEUM COLLECTION 
OF JAINA METAL IMAGES 


N. P. Joshi 


The State Museum, Lucknow, has a small collection of twenty-three metal 
images! depicting Jaina Tirthankaras, teachers and a few divinities. They can 
be grouped as follows : 


Adinatha 4 
Parsvanatha 3 
Chandraprabha 2 


Vimala, Kuntha, 
Sreyams a and 
Santinatha 

Ambika, two-handed 
Ambika, four-handed 
Yaksini, unidentified 
Tirthankara unidentified 
Some Jaina teacher 

Upper portion of the back-slab of 
some figure l 


each 


em es fe IND! rms 


Total 93 


first sixteen as enlisted below have inscriptions 
characters and vary in dates in between 


and votive in nature. Usually they give 
te, gotra, teachers and sometimes the 


34 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


names of the rulers. The following table gives this information in a consoli- 


dated form : 


Acc. 
No. 


46. 74 
0. 97 
50. 55 
49. 227 
46. 73 


G. 80 
60. 354/8 


59. 86 
59. 116 


59. 117 


60. 347 


G. 474 


G. 405 


Date in Donors 
A. D. 
1157 A 
1159 Kulachandra 
Lakhuma 
1168 s 
1315 Govana, 
kamadei 
1405 
1462 Sahaju 
1462 Siha-Sajana 
Govala 
1465 Rupai Jesa 
1510 Sri Laksana 
Malhai 
1513 Sahada 
Sahajanade 
1526  Pafichayana 
1530 
1538 Harakha, 
Parabata 
Naringa 
Lata 


Teacher FJñyati Place Ruler 
& 
Gotra 

Habada, 

Uttares- 

vara 
Purnachandra 
Suri 

Upakesa 

Srimala 
Vijayachandra ee a 

ve Mahasena 

Bhavasagara Srimala ^ Champa- .. 
Suri in kapura 
Kharataraga- 
-chchha 
Manikyasuri in Kukada 
Kharataraga-  Chopada Panna 
chchha in Ukesa 

Vamsa 

Paghala- 

vara 
Sanderagach- 
-chha 


35 


a 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


60. 354/10. 1560 Sahayawara Jina Simhasuri Usavala 


Sirayade in 
Kharataraga- 
chchha 
0.245 1595 TS oe Goyara- 
gotra ? 
0.106 1595 ई "e ..  Chita- Mara- 
uragarh radhi- 
raja 
Indra 


One of the above figures (No. 0. 116) bears a Hindi inscription giving three 
couplets only. The characters are somewhat cursive. The couplets convey a 
few teachings, but do not have any information of historical or cultural signi- 
ficance. 


The epigraphs generally appear on the back side of the image. They ordi- 
narily start vertically from the left side and open with the date in Vikrama 
era. If the epigraph is long enough, every available space has been used for 
engraving the letters, often without caring for the running lines. Very often 
space has been saved by taking recourse to abbreviations such as— 


mam., — for mahanta or Pradhanamehata 
meaning thereby the chief of the clan. 

bha., — bharya or wife. 

va., — ०7४८ or year. 

sam., : — samvat generally the Vikrama year. 

k a., — karitam caused to be made. 

P r a., — Pratisthitam installed. 

J £n — Jyeştha, name of the fourth month accor- 
ding to the Bhāratīya counting. 

pha, — phalguna, name of the twelfth month. 

va., — vadya or vadi, the dark fortnight. 

su., — Sukravasara, Friday. 

ire, = Sd Sihi, the merchant. 


The oldest of the lot are the Ambika figure (Acc. 46. 71) dated in 1157 
A. D. (Fig. 5) and the Chaturvimiatika —patta (Acc. No. 0. 97) 


36 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


9131 “wes 
asao (/:€709 “TINS) € 8 8891 "wvsf'(/5g*09 CTNS) '्पाएफ्णुण्णा॥ z Str “(L6'0 INS) vugurpy. | ‘3 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


"ig. 6 Unidentified (SML., G.47+) 


Fig. 5 Ambika (SML., 40.74) 


Fig. 4 Jaina Priest (SML., 0.244) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


dated in 1159 A. D., (Fig. 1) which comes to the Museum from Haridvara. 
Many of the figures have mainly been acquired through purchase and therefore 
the style is the only guiding means for fixing up the provenance. A number 
of them appear to be coming from Central India and Rajasthan. 


FOOTNOTE 


]. Accession Numbers -- 46.74, 0.97 (Fig. 1), 50.55, 49.227, 46.73, ७.80 
60.354/8, 59.86, 59.116, 59.117, 60.317, (Fig. 6) G.474 (Fig. 2,3), ~ 
G.405, 60.354/10, 0.245, 0.106, 60.49, G.34 59.87, 0.89, 0.244 (Fig. 4), ES 
48.137,G. 33. : 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ART DATA IN 
RAYAPASENIYA 


R. C. Sharma 


Rayapaseniya (Rajapraíniya in Sanskrit) forms the part of the twelve upangas 
of the Jaina literature, particularly of the Svefambara sect. 


No doubt the work! is full of repetitions, exaggerations and unnecessary 
details too, yet it furnishes a first rate account helpful to study the con- 
temporary Indian architecture. The word contemporary suddenly but 
rightly puts us on the crossroad and we are tempted to know the 
period. While much can be argued upon in the light of the description of 
the Siddha temple in Sudharma Sabha and specially on the basis of the 
Jaina icons as mentioned, the work can safely be placed in the Kusana 
period. Dr. Motichandra? rightly views that the author was an eye witness of 
the great Jaina stupa at Mathura. 


The episode, in brief, records the homage of god Suryabha to Lord Maha- 
vira when the later was exercising the penance in Amalkeppa. First he saw 
the great saint from his divine abode Suryabha-Vimana in the heaven and 
asked his attendant gods (Abhiyogika-devas) to go to Amalakappa and 
prepare the place in advance, befitting his visit by removing grass, leaves, 
sticks, impurity, dirt, filth and stinking matter in the vicinity of Mahavira 
upon one Yojana and then by sprinkling the ground with fragrent celestial 
shower and showers of abundant flowers to cover it. The description is useful 
as it indicated that a great importance was attached to make the environment 
of a sacred place perfectly clean and super-mundane. 


God Süryabha, then, asked his attendant gods to prepare a divine chariot 
(Vimana) to proceed to the place where Mahavira was practising austerity. 


38 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi an 1 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२४ YE 104% A Tr T Pour} 9१५९, ys 


देवी एकानंशा 


लेखक 
नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


देवी एकानंशा को कुषाणकालीन मतियां 
[डाक्टर नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी] 


बलराम, गजलक्ष्मी, शिवलिंग आदि कतिपय प्रतिमाश्रों को छोड़ दें तो यह कहना दोषपूर्ण नहीं 
होगा कि ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों का उदय मुख्य रूप से कुषाण काल के प्रारम्म से ही हुआ। कई 
कारणों से इन प्रारम्मिक मूतियों का श्रब तक सर्वागपूर्ण ग्रध्ययन नहीं हुआ है । जैसे-जैसे नवीन 
मूर्तियां सामने ग्रा रही है या लाई जा रही हैं, वैसे-वैसे इस क्षेत्र के छिपे हुए कोने श्रालोकित 
हो रहे हैं। गत वर्ष पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा के अध्यक्ष के. नाते से, वहां के एक पुराने व्यवसायी 
पं० गोविन्द चरन के द्वारा मेरे सामने कुछ घिसी-पिटी मूर्तियां लाई गई, जिनमें कुषाणकालीन 
देवियों पर प्रकाश डालने वाला एक रत्न छिपा मिला। इसी प्रतिमा के सहारे से मथुरा संग्रहालय 
की दो ग्रन्य प्रंतिमाओं की भी सही पहचान हो सकी । प्रस्तुत लेख में इन्हीं का परिचय तथा 
आनुषंगिक. चर्चा की जा रही हैं। 
पं० गोविन्द चरन की प्रतिमा (चित्र १, रेखाचित्र १) 1---लालवित्तेदार पत्थर की यह एक छोटी 
सी (ऊंचाई ७ १:४) पटिया है जिस 
पर तीन मूर्तियां बनी हैं । मूर्तियों का 
ऊपरी भाग यद्यपि बुरी तरह लोने से 
प्रभावित है, तथापि पहचान के लिए पर्याप्त 
स्पष्ट 21 नीचे का भाग बहुत "fae 
घिस चुका है । तीन मूर्तियों में अंगल-बगल 
की दो पुरुष मूर्तियां चतुर्भुज हैं और 
बीच वाली द्विभुज मूर्ति स्त्रीकी हे, जिसके 
ऊपर एक छतरी* सी लगी हुई हैं । 
दर्शक के बाई ओर की! मूर्ति के सिरपर 
मुकुट है, साधारण' दाहिना हाथ अभयमुद्रा 
रेखा चित्र १ मे, तथा साधारण बायाँ कमर पर है । 
पिछला दाहिना हाथ ऊपर से गदाः को. पकड़े तथा वायां हाथ उसी प्रकार हल पकड़े हुए है, जिस 
परः एकः सिंहः भी बना हे. । ate वाली" स्त्री मूति का दाहिना श्रभयमुद्रा. में तथा बायाँ हाथ कटि 
संस्थित है। देवी के दाहिनी और जो-चतुर्मुज प्रतिमा है वह पिछले हाथों में गदा और चक्र लिये 
ह्‌, कमर'के पास साधारण बायाँ हाथ है. जिंसमें मूलतः शंख याः जलपाच रहा होगा । दाहिना हाथ 
TW मूर्तियों की“माँलि ग्रभयमुद्रा“ में हैं । 
SEIT A न: uu A A um meer por Merc TT A A 
* कृषाणकालीन देवियों की इस छतरी के लिये देखिये इस अंक में पृष्ठ २२। ी 
+ अबःयह मूर्ति पुरातत्व' संग्रहालय मथुरा कीं संपत्ति हे । l 


में 
E 


e* 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अन्य कुषाण मूर्तियों के य्राघार पर, श्रगल-वगल की चतुर्भुज पुरुष प्रतिमाओं 
को असंदिग्धरूप से पहिचावा जा सकता है। ये क्रम से बलराम प्रौर विष्णु की हैं । सिहलांगलघारी 
बलराम की प्रतिमायें कुषाणकाल से प्रारश्मिक गुप्तकाल तक मिलती हैं 1* E की इस काल 
की मुख्य पहिचान तीन कलगियों वाला मुकुट तथा बायें कान में. पड़ा EAT एक हो कुण्डल ह, इनक 
उल्लेख प्रारम्भिक sed में भरे पडे हैं। † दूसरी प्रतिमा विष्णु की है । वस्तुतः कुपाणकालौन विष्णु 


की प्रतिसाओं को वासुदेव अथवा कृष्ण नाम से पहिचानना , क्योंकि श्रीकृष्ण एव वासुदेव के 

प्रारम्भिक वर्णन उन्हे चतर्भज एवं 'शंखचेक्रगदाधर' ही वतलातं dl । एतावता हम यहा तक 
n Ac A ES iC qq tn अंकित > 

पहुंचते हैं कि प्रस्तुत शिलापट्ट पर बलराम शरीर क्ष्ण क व स्थित एक देवी अंकित की गई हे । 


यह देवी कौन हूँ? 


इस प्रश्‍न का उत्तर ढूढने के लिए पूर्व इसी प्रकार की दो अन्य प्रतिमाओं का परिचय पा 
लेना लामप्रद होगा । 


(२) पुरातत्व संग्रहालय , मथुरा का यू ४५ dere शिलापट्ट (चित्र२)--पह शिला 


पट्ट (ऊंचाई ७१/२ इंच) यमुना के जल से यद्यपि बहुत धिस चुका हे, तथापि पहचान की 
दष्टि से वड़ा महत्वपूर्ण हे । 


यहां हम केवल वलराम को ही देखते ET 
पिछला दाहिना हाथ यद्यपि टूटा है, तथापि पिछले 
वायें हाथ में पड़ा हुआ सिहलांगळ तथा केवल an 
कान में पड़ा हुआ एक कुण्डल स्पष्ट है । बलराम 
के बाई ओर स्त्रीमूति है तथा उसके बाद का भाग 
टूटा हुआ है । 


शिलापट्ट स्पष्टतया कुषाणकार PTE 


(३) पुरातत्व संग्रहालय , मथुरा की १५.६१२ 
ders मूति (रेखाचित्रर)-र्‍यह (ऊंचाई ७ ) 
भूरे रंग के पत्थर की एक टूटी हुई पटिया है जिस 
पर एक श्रोर स्त्रीमूति की mga अंकित थी, 
अब केवल ग्रस्पष्ट आकार ही वचा है। स्त्री के 
बायीं ओर गदा, चक्र और जलपात्र धारण 
करने वाले कृष्ण स्पष्ट हैं। स्त्रीमूति उनकी दाहिनी 
रेखा चित्र २ zm होने के कारण स्पष्ट है कि वह उनकी 


* पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा ३६-२८५६, Wo ४५, सी १६; राज्य संग्रहालय, लखनऊ sic sé | 

y विष्णु पुराण (गीता प्रेस प्रति) ५.२५-१७पू० ४५२; हरिवंश, विष्णु qd २६.५९ T 
३००, ४१.३२ प० ३६७, ४२.८० qo ३७४, ८६.३ qo ५६६; भागवत १०.६५.२२ do * 
इत्यादि । ; 

ER 

as re qo : ds ४६६; मत्स्यपुराण (मोर प्रति) २५७.१०पु०७१७; 

ब्रह्म पुराण (मोर प्रति) ५०.४३-४४ qo ३६४, इत्यादि | 
5 2 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by. Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बामांगिनी या पत्नी नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त विष्णु या कृष्ण की सपत्नीक प्रतिमाओं 
का इस काल में पूर्ण श्रभाव हैँ । स्पष्ट संभावना इसी वात की है कि यह भी मूर्ति संख्या १ के समान 
तीन मूर्तियों को अंकित करने वाला शिलापट्ट रहा होगा, जिसका वलराम वाला दाहिना भाग 
ga विनष्ट हो गया हे | 

प्रव प्रश्‍न यह हैं कि वलभद्र-कृष्ण या संकर्षण-वासुदेव के मध्य में ग्रंकित स्त्रीमूति कौन होगी ? 
वराहमिहिर की वृहत्संहिता में जिन देवताग्रों का वर्णन किया गया है, उनमें एक हे देवी UAT, 
जिसके स्वरूप का वर्णन करते समय वराहमिहिर वतलाता हे-- 

एकानंशा कार्या देवी बलदेव-कृष्णयोमंध्ये ५७.३७ 

वराहमिहिर के श्राधार पर इतना तो स्पष्ट हो जाता हे कि यह देवी एकनंशा है, पर एक 
दुसरी कठिनाई उपस्थित होती हे । वह यह कि प्रस्तुत मूर्तियां तो कुषाणकाळ की हैं और बृहत्संहिता 
को गुप्त काल का माना जाता हे Wit बृहत्संहिता ने ग्रपने समय की पुरानी परंपरा का उद्धरण 
दिया है, जो उस समय भी प्रचलित रही होंगी । एतावता एकानंशा के पुराने उल्लेख पाने के 
लिये तथा तद्विषयक परंपराओं का छानबीन करने के लिये प्राचीन साहित्यं की ओर दृष्टिपात 
करना होगा | 
एकानंशा के साहित्यिक उल्लेख-- 

प्राचीन और श्रर्वाचीन साहित्य में एकानंशा के कई उल्लेख मिळते है । यद्यपि प्रस्तुत लेख 
का विषय केवल कुषाणकाल तक . ही सीमित है तथापि आज ग्रतीत के गर्भे में छिपी हुई एकानंशा 
की व्यापकता को समझने के लिये उसका उल्लेख करने वाले कतिपय ग्रंथों की कालानुक्रम से 
सूची दी जा रही है । 

कालक्रम सम्बद्ध ग्रन्थ का नहीं, अपितु उद्धत अंश के विद्यमान रहने का संकेत करता है-- 


(१) महाभारत, दक्षिण भारतीय पाठ (गीता प्रेस प्रति) लगभग १--३री शती Fo | 
सभा०, श्रध्याय ३८, To ८२०-२१ 
(२) हरिवंश (गीता प्रेस प्रति) 
विष्णु» २.२६--५४, To २१७-१४ . D 
२-१--२७, To २१६-२१ | 
४.२८--४८, Fo २२३--२४ 
१२०.१-४७, To ६६५--८७ 
(3) काश्यपसंहिता, रेवतीकल्प (अग्रवाल, वासुदेब शरण, प्राचीन 


भारतीय लोकधर्म, qo १७)-- (मद्रकाली नाम से) 


n 


(3) अंगविज्जा, अध्याय ५१, To २०४-६, 
अध्याय ५८, qo २२३-४ 


8 ry 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(X) वायुपुराण (मोर प्रति) 


उपोद्धातपाद, &-८५५-४२, Jo ४८-६ Bo १-३ री शती Go 1. 
ग्रनुषंग्पाद, &६.२०७-२१५, To ४७८ 
(६) ब्रह्मपुराण (मोर प्रति), १८१.३५--५३, To १०७२-७३ लगभग ३-५ शती । 


(इस पुराण में एकानंशा वाले अध्याय विष्णुपुराण में भी मिलते हूँ 1 
बहुधा इन दोनों ने यह कथा भाग किसी तीसरे मूल स्रोत से लिया होगा) । 
(७) विष्णुपुराण (गीता प्रेस प्रति) 

४.१५-३ १, To ३४५, लगभग Yat शती | 

५.१.७०-८६, पृ ०३७७-७५, ५.२.३, 

qo ३७८, ५.३.२४-२४ 
(s) वाराहपुराण, १६६.३८-३४ लगभग ५ वीं शती । Z 
(६) विष्णुवर्मोत्तर पुराण ३.३२२.१-१०७ 


८५.७१-७३ 3 TA 
(१०) बृहत्संहिता ५७.३७-२६ लगभग ५-६ठीं शती । m 
(११) कौमुदीमहोत्सव n 

(१२). अन्निपुराण (मोर प्रति) 23.523, To १६. _ लगभग Ki से sal शती;:! 

(१३) कूर्मपुराण (मोर प्रति). qo २४-७४ qo ११२. . TAAL काल .। - ie 
(१४) देवी भागवत (मोर प्रति) &:$.03&, qo ७८६ 3 

(१५) जैन हरिवंश पुराण, ३५.३१-३२, ४८, १-५१ ७८३ do qe | 

(१६) कथासरित्सागर 5.३.१६६-१७५, do ५६२-६४ _ wo १०६३-१०८१ ई० To | 

(१७) पद्मपुराण, (मोर प्रति) ब्रह्मांड खंड, १३.२५५१. AT १०-१४वीं- शती-। ` 


qo २३५-३७, उत्तरखंड, २४५.२४-५७, Yo ८७०-२ 
(25) ब्रह्मवेवतंपुराण (मोर प्रति) 
श्रीकृष्णजन्मखुंड, ७-१००-१२5, To ५७६-७, - लगभगः ११-१४ह्वो जती. । - 
१०.३ To ५८७, ११२. ४०-४३ qo ११०८ z E e 
(28) स्कन्द पुराण (मोर प्रति) लान "m 
ती वष्णवखण्डान्तर्गत उत्कलखंड १६. 5-४७, do २३६-३८ 
अवन्तिखंड, १६.१-३३, To ५२-५४ 
६६,५१४, qo १७५ zi 
(Ro) मागवत १०.६७-५० 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चित्र--१ वलभद्र-एकानंशा-वासुदेव, 
(पं० गोविन्द चरन को प्रतिमा) 


चित्र--२ बलराम तथा एकानंशा 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ZA 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एकानंशा की परम्परा कम से कम पहिली से लेकर चौदहकी 
शताब्दि तक विद्यमान थी । इसकी पुष्टि श्रव तक की प्राप्त प्रतिमाग्रों से भी होती हैँ ।* अन्य 
रूप में यह अब तक चली ग्रा रही है । परन्तु इसके पूजन की प्रारम्भिक सीमा का निश्चय सरल 
नहीं है । ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ के पूर्वं उसका प्रचलित रहना बहुत संभव है, यद्यपि उस काल को कोई 
प्रतिमा हमें अब तक ज्ञात नहीं है । 

प्रस्तुत विचार के लिये हम अपने को केवल प्राचीन पुराण, साहित्य तथा महामारत तक ही 
सीमित रखेंगे । इसके श्रध्ययन से हमें एकानंशा के बारे में निम्नांकित बातों का पता लगता है:-- 

(2) नाम--यह देवी एकानंशा, एकादशा (वायु पुराण ६६.२१५), एकणासा (अंगविज्जा सूची) 
तथा एकानंगा (महाभारत-दक्षिणी पाठ एवं कौमुदीमहोत्सव) इन नामों से प्रसिद्ध थी । 

विभिन्न पुराणों में दी हुई प्राचीन देवियों की सूचियो का तुलनात्मक ग्रध्ययन करने से पता 
चलता है यह एक सुप्रसिद्ध देवी थी जो निशा, निद्रा, आर्या, उपश्रुति, कौशिकी आदि 
sim नामों से पहचानी जाती थी । यही आगे भद्रा या सुभद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। 

(२) पहचान--सभी कथाओं के अनुसार एकानंशा श्रीकृष्ण की बहन थी । उसका 
जन्म गोकुल में नंदराज के घर पर हुआ था और उसे ही वसुदेव द्वारा श्रीकृष्ण को बदल 
कर मथुरा लाया गया था। एकानंशा किस देवी का अवतार थी इसमें बड़ा मतभेद हैँ । एक धारा, 
जिसमें हरिवंश, विष्णुपुराण ग्रौर ब्रह्मपुराण मुख्य हैं, उसे निद्रा, आर्या, कोटवती, योगनिद्रा, ग्रविद्या, 
वैष्णवी, महामाया ग्रादि अनेक नामों से विभूषित देवी का अवतार मानते हूँ । 1 देवी सूची के अनुसार 
यह एक प्रसिद्ध लोकदेवी थीं। दूसरी परम्परा वायु ग्रौरकूर्म जैसे शैव पुराणों की है जो इसे उमा और 


* एकानंशा al aa प्रतिमाग्रों के लिये देखिए:-- 
(प्र) इमादपुर बंगाळ की कांस्य ufa (सन्‌ १०४० Fo) कार चिन्तामणि, इंडियन मेंटल 
स्करपचर, १६५२, फलक Y 
(श्रा) लक्ष्मीकृण्ड प्रतिमा, वाराणसी, जोशी, नीलकंठ पुरुषोत्तम, 
लक्ष्मीकुंड के श्रास-पास की प्राचीन कला कृतियां 
A वाराणसी--२२ सितम्बर, १६५७ 
(लगभग &-१०वीं शती) | 
(इ) पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा, संख्या यू० £5 (लगभग १०वीं शती) 
(ई) लखनऊ संग्रहालय, संख्या जी-५८ (लगभग १०-११हवीं शती) | 
॥ देवियों की प्राचीन सूचियों के लिये देखिए-- | 
(श्र) वासुदेव शरण अग्रवाल, प्राचीन भारतीय लोकधर्म, qo १७ | 
(श्रा) महाभारत (गीता प्रेस), वनपर्व, २१७. 5-१० 
(इ) वायुपुराण, (मोर प्रति) Ros. ८५-४४ 
(ई) कूमंयुराण (मोर प्रति), पूर्वं १६. ३-७, ८.१५-१८, श्रध्याय १२ 
(s) पद्मपुराण (मोर प्रति), सृष्टि, ४८.७८-८१। 
(ऊ) श्रग्निपुराण (मोर प्रति), अ्रध्याय ४६, १४६, १७७, १८५, २१४ इत्यादि | 
# हरिवंश, विष्णुपवं (गीता प्रेस प्रति), २.२७, ३.१, १२०.२,१.७०, १५.३१ इत्यादि 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भद्रकाली का अवतार मानते हैं। * स्कन्द और पद्म जैसे पुराण इसका सम्बन्ध नारायणी माया, महा- 
माया एवं लक्ष्मी से जोडते हैं। । 

(३) दो घाराएं-- आगे की कथा भी दो धाराश्रों में बंट जाती है । एक घारा के श्रनुसार, जो 
spp तक चली AT रही हे, मथुरा आते ही यह कन्या कंस के हाथ में पड़ी, उसने उसे मारने का प्रयास 
किया, किन्तु वह उसके हाथ से छटक गई और आकाश में AEAN दुर्गा का रूप वारण कर प्रगट 
हुई । कंस का भविष्य बतला कर ag विन्ध्याचल की ग्रोर चली गई ग्रौर विन्ध्यवासिनी के नाम से 
सुप्रसिद्ध हो गई । 

दूसरी धारा] के अनुसार कंस ने वसुदेव-देवकी की उस तथाकथित कन्या को देवकी की प्रार्थना 
पर जीवित छोड़ दिया और वह यदुवंशियों के यहाँ पलती रही । इसने श्रीकृष्ण को बचाने का महान 
कार्य किया था, ग्रतएव वह यादवों के द्वारा बड़ा सम्मान पाती रही । हरिवंश के अनुप्तार यह ATA 
ब्रह्मचारिणी रही, किन्तु ब्रह्मवैवर्त पुराण (मोर प्रति, श्रीकृष्ण जन्म खण्ड, ७.१२८-६) के ग्रनुसार 
उसका विवाह दुर्वासा से कर दिया गया UT d 

समाज में कम से कम कुषाण काल. से दोनों धारायें प्रचलित थीं। यह कन्या बादवों की देवी, 
बनी, यह सबको मान्य है । मथुरा यादवों का गढ था, एतावता वहां इस देवी का प्राधान्य रहा होगा । 
कुषाणकालीन मूर्तियों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है । इस काल मै दुर्गा की प्र-घर में पूजी 
जाने योग्य छोटे आकार की पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां खूब बनतो थीं। ऐसी कितनी ही मूर्तियां हमें 
मिल चुकी है । वाराहपुराण में प्राचीन मथुरा का जो वर्णन दिया है, उसे देखने पर पता चलता हे कि 
adam महाविद्या के स्थान के पास ही प्राचीन काल में एकानंशा का स्थान था**1 कुषाणकाल के 
बाद दुर्गा की प्रतिमाश्रों की मथुरा में प्राप्ति कम होती जाती al 

दूसरी धारा के श्रनुसार वह बालिका आजन्म द्विभुज ही रही श्रौर क्रष्ण-बलराम के साथ बराबर 
वृष्णिवंशियों के यहां सम्मान पाती रही । प्रस्तुत लेख के प्रारम्भ में गिनाई गई तीनों प्रतिमायें इस 
art का प्रतिनिध्य करती हूँ । कृष्ण बलराम के बीच में एकानंशा की स्थिति का बड़ा ही जीवित 
वर्णन महाभारत में मिलता है । यहां एकानंशा को कृष्ण और बलराम के बीच इस प्रकार afore 
किया गया हे जैसे दो हाथियों के बीच में लक्ष्मी 11 । . : £ 

दो माइयों के बीच बहन की यह पुजा बराबर चलती रही, यद्यपि उसका स्थान ग्रौर रूप बदल 
गया। जगन्नाथ के नाम. से होने वाला बलदेव, सुभद्रा और कृष्ण का पुजन एकानंशा का ही विकसित रूप है । 


* क्मेपुराण (मोर प्रति) पुर्वार्ध ०, २४.७४, वायु पुराण, उपोध्दातपाद, पद्म पुराण, ब्रह्माण्ड खण्ड १२.२६ I 
1 पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, २४५.२५.३०; _स्कन्देपुराण वैष्णव खण्ड, १६:९९॥ 
| वायुपुराण, ३.६६.२१२-१३ (मोर प्रति), ब्रह्मवैवर्तं (मोर प्रति) ७.१२६,पृ० ५७७ हरिवंश, 
विष्णुपर्व ४.४६ | 
Fk वाराहपुराण १६६.३८-३४ 
एकानंशा ततो देवीं यशोदां देवकीं तथा ।।३५ 
, महाविद्येशवरीं देवि मुच्यते ब्रह्महत्यया | 
3 oc. क्क qd 
tt महाभारत (गीता प्रेस) दाक्षिणात्य पाठ समा०, अ्रध्याय ३८, Jo २०-९९ | 
6 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


D 


" ERES 
3 7 j y Lem et : 
4 * ! : 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ५ / 2 AE 


z > A 
D 
` FE boni pa Pe} 
. " " 
# 
p. 
P 
Fe 
g P 
| 


By 
Sri N. P. JOSHI 


AA em iv. mY 2 £ पि a 9,0२७ < 
. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri — - 


NR >> — om 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


TWO MATRKA PLAQUES IN THE STATE MUSEUM, LUCKNOW 


) Dr. N. P. Joshi 


The following two plaques hailing from Mathura and attributed to c. 2nd 
call for special attention because of their several'in- 


to 8rd century A. D. 
teresting features : 
(1) No. 0-250 (Size 74" x 10”), (Fig. 1) : 


Stele showing an animal headed Mother with a child in a cradle-like 
object supported by her left hand. Her right hand rises to the shoulder 


in abhaya pose. 


Next to her on the right appears a male figure with a 


long spear standing with bis right hand in abhaya-mudrá. To the right 
of this figure is a big jar, round tho middle of which appear two parallel 


bands with a knot in the contre. On the lid of this jar is to be seen a 


horned object looking like a ram's head. To the extreme right end 


appear four miniature figures standing in namaskdra-mudra. 


Two other plaques almost depicting the same subject are there in the 
Archaeological Museum, Mathura (A.M.M. Nos. 15. 
They differ from the Lucknow plaque in the following respects : 


Line Drawing Y 


Line Drawing 2 
1 


a 


1179 and 34. 2491). 


(i) One of them 
(34:2491) depicts four 
Mothers along with the 
male carrying a spear, 
ef which one has a 
human and others 
animal faces. One to 
the left end is similar 
to the Lucknow panel. 


(ii) The other (15:1179) 
has only one Mother 
with human face. 


(iii) Male figure is 
common, but spear and 
abhaya pose is clear 
only in 34:2491 (L.D. 2). 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(iv) Jar is also common, but one (15:1179) seems to have no crown. 
ing figure (L. D. 1), while in the other the object over the lid of the jar 
is very strange (L. D. 2). 

Let us now try to identify these plaques. The main figure seated with a 
cradle or a basket within which a ohild is shown with folded hands is not very 
clear in this specimen, but severalother specimens of contemporary art from 
Mathura give a clear indication of this object as child (Figure 2, enlargement 
of cradle with child from the Mathura Museum antiquity no. F-30). Child 
is symbol of Motherhood, hence a special variety of Mothers from Mathura, 
which sometimes include even Laksmi, e.g., A.M.M., no. F-26, appear with a 
child either in the cradle or on theirlaps. Now the animal face, again, is not 
a novel feature for the Kusana Matrkas. They often appear with faces of 
animals and birds. (See A.M.M. nos. 33:2331, 34:2491). They find mention in 
the classical literature under such names as Bidali, Sakuni or Sakunz, Ulūkī, 
Kukkutt, Gardabhi, Sükara-mukhi, Aja-mukhika, Sarpa-karni, Jowdla-mukhi}, 
Syeni, Bhasd, Krauñchi, Suki?; Hayánana, Khardnané, Vadavamukhi 3 
Sasolika-mukhi, Sisumaramukhi, Mahigünand* and so many others 

According to the Mahābhārata, Kartikeya himself grouped all the Mothers 
under two heads-Siva or the auspicious and Aégiva or the inauspicious®. Per- 
haps the deities with ferocious faces such as the one in the Lucknow panel, 
belonged to the latter group. 

Male figure with spear is comparatively easy to identify. In contemporary 
sculptures we have a number of two handed images standing with spear in left 
hand and right hand in abhaya pose. Very often a few locks of hair are seen 
dangling on the two shoulders. Sometimes there appears a headgear. Other- 


wise the hair are well combed and formed ina top knot. Not only on the literary - 


grounds but on epigraphic grounds as well (cf. A. M. M., 42-2949), such images 
have been recognised as those of K drtikeya or Skanda. 


Association of Kartikeya with Mothers (Matrka-gana) is well supported 
by literature. He has been closely associated with them either as their son, 


or as their leader". He is to be worshipped along with them in the form of 
Virastaka or Viranavakos. 


ar A RR oM Cru नन डक 
1 Vasudev Sharan Agrawal, Prachina Bharatiya Loka Dharma, Ahmadabad, p. 14 
3 Agni Purágo (Mor. Ed.) 219.8 to 11 p. 418 
*Ibid., 146.6, p. 301 
4 Mahābhārata, (Gita Press Ed.) Salya Parya, 46.3 to 30. 
«Ibid, Vana Parva, 228 .8.9, p. 1599. 
«1७1५, 230, 6, 15, 22. 
* Ibid., Salya., 48.1, 2. 
* Ibid., Vana., 228.12, p. 1600. 


: CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


! 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Fic. 1—Mother with Kartikeya. pus 


3 Fic. 2—Mother (Hariti) with a child. 


Itc. 3—Mothers with Kubera. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lu@know 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Now the jar. This is a strange object not very well fitting in the available 
evidence. According to one account of Mahabharatat, Skanda is said to 
have taken birth from a Suvarna-kunda ; while according to another version? 
gold itself appeared on earth along with Kartikeya (swvargam. . .sahajam K artike- 
४०७४७) . The jar may thus: be representing the Kunda (Hindi-kúnda, meaning 
a vessel thereby). 

_ About the ram’s head, too, there exists some sort of uncertainty. Ram 
was offered to Kartikeya by Agni? At another place Agni, himself as a toy in 
the form of goatheaded Naigamesa, is said to have 
amused Kartikeya.4 Another reference tells us 
. that emong the different faces of the deity, the sixth 
face is that of a ram, and this very face is worthy to 
be honoured most.5 All these references go to show 
the assooiation of ram's head with Kartikeya, but it 
still remains a problem as to why it should appear on 
the jar ? (L. D. 3). 

It may be surmised that the panel is based 
on some earlier account contemporary to the Kusana 
age, which has been handed over to us in distorted 
condition in the present Mahabharata. 


The four worshippers mark the clear end of the 
plaque on the right side. Similarly in the Lucknow 
plaque the vertical lines on the left side, serving as tlie 
border, go to show that there was no further 
continuation and the deity intended to be shown was 
only one Mother. One reference from the Mahabharata Line Drawing 8 
seems to throw some light on the identity of this deity. It is said that from 
the wrath of allthe Mothers there appeared one female figure with trident in 
her hand.. She protected Skanda as her own Son." Next verse tells us about 
another similar deity, daughter of Rei Ba, म. daughter of Red Sea, ferocious in nature with a keen 


1 Mahabharata (Gita Press), Vana Parva, Vana, 225.13, p. 1613. 

Ibid., Anufisana Parva, 86. 38, p. 6742. 

V Ibid., 86.24, p. 5741. 5 : 

^ Ibid., Vana parva, 226. 29, p. 1697. Description of Agni in this verae as Naigemeye, 
Ohhdgavaktra and Bahuprajah is interesting as its reminds the Jaina deity Naigamesal. 


5 Ibid., 228, 13-14, p. 160. 


* Ibid 226, 27, p. 1697, 
É +1 am thankful to Shri 8, D. Trivedi, our Gallery Assistant for drawing my attention to this 
reference. ` 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
liking for red coloured food (lohita bhojana) She too embraced Mahásena 
and protected him as her own 800. The Divinity, thus seems to have been a 
local folk deity andthe sculptor intended’ to depict her here, perhaps for 
worship. 


(2) No. 0—241 (Size 8"x 15%"), (Fig. 3) ( 


This is another panel from the same place and belonging to the same 
period. It depicts four seated figures. The one to the left extreme is pot- 
bellied male figure with & crown, obviously Kubera holding a purse and flask 
in his right and left hand respectively. Next to him appears a Mother with 
a child in cradle. She has a human face. The third one is again a female 
figure holding a small flask in her left hand. Next to her appears Laksmi 
with a lotus in herlefthand. All the three female figures hold their right hands 
in abhaya pose. The right end of the slab has been marked with miniature 
figures of two worshippers. 

A study of the Kusana iconography reveals that the Mother Divinities 
“could be grouped under three heads, such as, (i) Mothers with human, bird-like 
or animal-like faces carrying children; (ii) Deities similar to the Mothers in pos- 
ture, but without children. They, on the other hand, hold flasks of wine in 
their left hands; (iii) Laksmi with lotus and child. 


From Mathura we have got a number of panels depicting the goddesses 
of the second variety. The wine flask associates them with Kuberà, who 
very often appears with wine cup in his own hand. On some of the panels these 
goddesses are actually seen with Kubera?. Just like Skanda, Kubera was also 
associated with Mothers holding children.* 


Association of Laksmi with Kubera is also significant and is current even 
to this day. As a Mother holding a child she appears independently on one of 
the Mathura panels (A. M. M., no. F-26). Onanother, though without any child, 
she associates herself with the flask holding Mother and Kubera® 


The present plaque is interesting because all the three types of female 
Diyinities have been depicted here together. This also points to the gradual 
process of assimilation of different folk deities in broader pantheons. . 

1 Mahabharata (Gita Press), Vana Parva, 226. 28, p. 1597. 、 

? A. M. M., nos. 14. 410, 15. 876, 15. 903, 18. 1538, 29. 1972 etc. 
3J oshi N. P., Mathura Sculptures, Mathura, 1966, Pl. 69. 

* Ibid. Pi. 40; also A. M. M. no. 14. 499. 

$ Ibid. Pl. 69. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and. 


7 Nasr Si ong 


WE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Au sero opas ii 
D 
SN 27 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Reprinted From 
Itihasa-Chayanika 


(Dr Sampurnanand Felicitation Volume) 


Part i 


‘THE U.P. HISTORICAL SOCIETY 
LUCKNOW. 
1965 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow nn 


———— तला 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


A NEW TERRACOTTA FEMALE FIGURE FROM MATHURA 
By 
N. P. JOSHI 


The Archaeological Museum, Mathura, has been fortunate enough to 
acquire a beautiful terracotta female figure which deserves special attention 
because of its size, state of preservation and the extraordinarily pleasing 
expression. Though broken in four pieces, this is almost a complete figure, 
30 mm. or approximately 12 inches in height and 12mm. in breadth. The 
figure, Museum Accession number of which is 65. 18. 6, is in black clay, a 
special characteristic of early Mathura terracotta art. 


The new female figure, hailing from Mathura proper, is all modelled by 


hand except the face and gorgeous headdress, which has been pressed out of 
a mould. Hair decorations at each side comprise two spoked wheels in- 
between which appears (a two bows symbol’, bows being placed face to face. 
Over the forehead there appears a full blown applique flower with concentric 
punched circlets standing for pellets and the inner pad of the flower. Much 
attention has been paid to the face mould and all minor details such as hair 
above the forehead, eye-brows and eyelids, pupils of the eyes, charming smile, 
etc., have been exquisitelyworked out. Rest of the body is all modelled. 
The figure has fine ornamentsto decorate her body, but there are no traces 
of any sort of clothing, though nudity has not been prominently shown. 


perhaps unique of its own 


It is one of the finest example of a stage, 
n introduced. 


kind in the existing lots, when partial use of mould had bee 
It was the time when all modelled figures of Mauryan age were giving 
wayAo the gradual use of moulded figures. In this case, a mould has been 
. used for the face and the hair decorations. Unfortunately, like several other 
ieces from Mathura this one also is a picked up find and therefore, style is 
the only criteria for its dating. Its comparison with other specimens nae 
Museum suggests that it should be placed somewhere in later part of 3rd and 
early half of 2nd century B. C. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow e 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


24 


^ j 
The figure under description presents the following aspects of special 


interest : Y. 


(i) Ornaments E E 

Apart from a bead string over the forehead tight collar decorated with 
‘punched florets, double stringed necklace running over the breasts, similar 
pracelets three in number, a tight girdle round the hips and three stringed 
anklets in the feet are her main ornaments. In her right ear she has got an 
ear-ring shaped like the pericarp of flower while in her left she puts on a 
circular ear ornament. To have dissimilar pair of ornaments was perhaps 


one of the current fashions, which can be seen in a number of terracotta | 
figurines from Mathura? and even in some of the Sunga and Kushana 
sculptures’. Use of anklets is another feature, which deserves special notice. | 
This is perhaps the first figure of its kind in terracotta showing the use of | 


anklets or nūpura. In the contemporary sculptures we come across ample । 
illustrations of anklets, but the type seen here again seems to be uncommon. | 


(ii) Position of the Hand 

The next significant aspect of this figure is her right hand with which she 
touches her breast. There is a long tradition of showing MOTHERS in this | 
particular pose. In contemporary art, we find Goddess Lakshmi in Gaja- | 
lakshmi form on one of the medallions from Bharhut, where she has been 
shown touching her left breast with right hands. Antiquity of this tradition 
isto be traced back to very early periods. Mother goddess figures in terra- 
cotta holding their breasts with their hands respectively have been found from 
Babylon and early Mediterranean! art attributed to about 2000 3. C. In 
India, the tradition seems to have been accepted in the Sunga age and perhaps 
continued to exist upto the early Kushanas, the best example being the image 


2.८ 
of odie Sri or Sri Lakshmi hailing from Mathura, now preserved in the 
National Museum at New Delhis. 


etc. 


1. Mathura Museum figures Nos. 49.3490; 54.3805; 58.4483; T re 
2 र Barua, B. M., Bharhut, Fig. 76; State Museum nO = 
Antiquity No. J. 103. 

3. Barua, B. M., Bharhut, Fig. 80. 


4. Goswami, A., & Gangol ian T. Calcut 
a goly O., C. Indian Terracottas, Calcutta, 19 55 


DE 
Fig. 74 oomaraswamy, A. K., History of Indian and Indonesian Art, Pl. XX, 


e 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वा. 
J, U. P. H. S., Vols., XI-XIII ] [ Sampurnanand Fel. Vol, D 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri b. । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(ii) Size and Technique 


a 
| The figure is about one foot high, which is an interesting factor in itself, 
ve, up till now, 
failed to give any correct indication ds 
For the first time we have been lucky enough to get 


Terracotta female figures of this period and of this pattern ha 
been found only in pieces, which always 
about the original size. 


the complete figure. ५ > 

Its size also throws a welcome light on the technique of terracotta art. E 
Normally for bigger figures some sort of armature is inevitable, but here no ^ 
traces of the same are visible. Possibly in the initial stages the figure was 
laid flat on the ground, and, when a bit hardened, applique ornaments, feet Le 


and the rectangular pedestal seem to have been added to it. 


x 
contem 


Appearance of pedestal is also interesting as none of the known 
porary figurcs from Mathura have a pedestal below. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Trust, Delhi and eGangotri — . 


Ion 


d by Sarayu Foundati 


igitize 


D 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


/ af El 


3-0 IA. 


7 Da A L ; 
£ Digitized-by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय व्यायाम-विद्या : 


डा० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी 


` [संग्रहालयाध्यच्ष, de विश्वविद्यालय, वाराणसी i] ' 


[ 'गीताधम! में क्रमशः प्रकाशित हाने जा 

न निबन्धों में भारतीय व्यायाम-विद्याके ऐति 
हासिक विकास-क्रमका अध्ययन प्रस्तुत करन- 
का प्रयास किया जा रहा है ) अवश्य ही बड़ौदा 
से प्रकाशित 'भारतीय ज्ञानकोश? के प्रथम 
खणडमें zd विषयपर कुछ सामग्री संग्रहीत 
हे; फिर भी वह प्राथमिक प्रयासमात्र हे 
क्योंकि भारतीय साहित्य, कला, लोकगीत 
तथा सामाजिक परंपराओंमें इस विषश्रसे 
सम्बद्ध विपुल सामग्री यत्र-तत्र बिखरी पड़ी 
है । भारतीय Galas इस महत्त्वपूर्ण अंगका 
ऐतिहासिक विवेचन परम आवश्यक 6|! 
लेखकका यह दावा कदापि नही कि इन 
निबन्धोमें इस विषयका संपूण विवेचन 
मिलेगा, किन्तु उस दिशामे कुछ प्रयास 
अवश्य किया जायगा | इस विषयकी जानकारी 


` प्राप्त करनेका कार्य अभी भी चल ही रहा है, अतः 


एव हमारे विद्वान्‌ पाठक इन निबन्धका पढु- 
कर कोई नवीन सुचनाएँ या संशोधन दंग ता 
उनका कृतज्ञतापूवक विचार करनम लेखक 
हर्षका ही अनुभव HEAT | 
निबन्धोंके साथ दिये जानेबाले रेखाचित्र 
. लेखक द्वारा ही बनाये गये हैं । प्रत्येक चित्रका 
सन्दर्भ उचित स्थ।नपर दिया गया है, वैसे ही 
अन्य सन्दर्भ निवन्धमें ही कोष्ठकमें दिये गये 
हे. ब्यायामःविद्याके fara शख्-बिद्याका 
भी अंशतः समावेश किया गया 21 किन्तु 


युद्धःविद्याका विस्तृत विवेचन स्वतन्त्र शास्त्र 
होनेके नाते छोड़ दिया गया है । ] 


CC-0.UP.State Museum, Hazratganj. Lucknow 


एतिहासिक अध्ययने 
१, 
सिन्धु-सम्यता तथा वैदिक-काल 


भारतीय विचार-परंपराके श्रनुसार मानव-जीवनकी सार्थकता 
पुरुधार्थ-चतुष्टयकी सिद्धिमें मानी गयी है । ये चार पुरुषार्थ धर्म, 
ad, काम और मोक्ष हैं। इनकी श्रङ्खला इस प्रकार बनी है कि 
एकं पुरुषार्थ द्वारा ही दूसरेकी और पहले तथा दूसरे द्वारा तीसरेकी 
सिद्धि होती है । धर्मके मार्गपर चलकर अर्थ, धर्म और wes 
सम्मिलित aaa काम तथा. इन तीनोंकी सहायतासे -चतुर्थ या 
उत्तम पुरुषार्थ -मोक्षकी सिद्धि होती है । श्रतएव सर्वप्रथम धर्म- 
की सिद्धि ग्रत्यावश्यक है । धर्मका अर्थ हेः धारण करनेवाला? 
( धारणात्‌ घम: ) | धारणं SAR क्षमता प्रदान करनेवाला 
aad कारण ही ad मूल या प्रथम पुरुषार्थ है । इसे प्रथम आश्रय 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रममें ही सिद्ध करनेका प्रयास किया stat है | 
IA श्रम. मुख्यतः गहस्थाश्रम धर्मके साथ अर्थ और कामके 
लिए तथा वानप्रस्थ एवं संन्यास मोक्षकी सिद्धिके लिए योग्य माने 
गये हैं | धर्मरूप पुरुषार्थक्की सिद्धिके लिए जितने भी pee साधन 
या विद्याएँ हैं, उनका अध्ययन ब्रह्मचर्याश्रममें होना श्रावश्यक है | 
qa इन सभी साधनोंमें शरीरको UTI साधन कहा गया हैः : 
शरीरमाद्यं खलु धमंसाधनम्‌। इस प्रकार प्रथम पुरुषार्थकी 
सिद्धिका मुख्य आधार शरीर-शास्र है | b. 


“शरीरशास्त्र मानव-शरीरसम्बन्धी सभी तथ्योंका सांगोपांग 
विवेचन करनेबाला शास्त्र है | इसके मुख्यतया दो विभाग किये... : 
जा सकते हैं । प्रथम विभागमें शरीरको अधिकाधिक कालतक | 
पूर्ण स्वस्थ एबं सक्षम रखनेकी सभी प्रक्रियाश्रोंका विवेचन श्र 


ळी. 


जाता है, तो द्वितीयमें श्रसावधानी एवं दुर्भाग्यसे बिगड़े gu 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
गीताधम 


ARE 


शरीरको पुनः ges स्थितिमें लानेकी सभी चेष्टा्रोंका समा- 
बेश है । शरीरशास्रके इन दोनों विभागोंके सम्मिलित रूपको 
प्राचीनकालमें ngs? कहा जाता था । इस Gne 
सर्वाङ्गीण महत््वके कारण ही इसे वेद” संज्ञा दी गयी । 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण जीवनोपयोगी spends? ही वेद' ग्रमि- 
धान मिलता था | जैसे : धनुर्वेद, meade पञ्चमवेद 
इतिहास आदि | 


शरीरशास्त्रके ग्रधिकाधिक विकासके साथ उसकी उपयुक्त 
दो Maia दो ्रलग-श्रलग नाम प्राप्त किये : १. व्यायाम- 
विद्या और २. चिकित्साशात्र । प्राचीन, मध्ययुगीन और 
maha ग्रन्थोंको देखनेपर दोनों शास्त्रोके स्वतन्त्र विकासकी 
परंपराका पता लग संकता है, यद्यपि यह सत्र है कि दोनों 
शास्त्र निकटतम दृष्टिसे परस्परावलम्बी हैं Bary एककी 
रूपरेखाका विचार करते समय दूसरेका नामोल्लेख zu 


सहायता श्रनिवार्य है प्रस्तुत निवन्धोके संग्रहको हम शरीर. ` 


Was प्रथम भाग या.व्याथाम-विद्याके ऐतिहासिक विकास- 
तक ही सीमित रखेंगे । 


` व्यायाम-विद्याका अपना चेत्र भी बहुत विस्तृत है । 
व्यायाम मानवन्जीवनका आवश्यक अंग है। वह उसके 
जीवनके साथं उदित होता ग्रौर उसोके साथ अस्त भी होता 


है । AIA ब्पायामके इतिहासका प्रारम्भ भी मानवके 


इतिहासके साथ होना अनिवार्य है। मनुष्य इस भूतलपर 


अवतीर होकर सर्वप्रथम जो कार्य करता है उसे dar 


कहते हैं। यदि नवजात शिशु नहीं रोता तो लाख 
प्रयत्न कर उसे रुलाया जाता है ; क्योंकि रोनेसे ही बालकके 
फेफड़े उचित wu कार्य करने लगते हैं 
का रोदन उसका प्रथम व्यायाम है | कुछ बड़े होनेपर 
. हाथ पैर फेंकना, गर्दनको इधर-उधर हिलाना, at बल 
caza, FÜR सहारे sna खिसकना हाथ पैरके बलपर 
` रेंगना, चलना तथा दौड़ना व्यायाम-क्रियाके उत्तरोत्तर ack 


इस प्रकार शिशु- 


pame “> 


घरका काम भी होता है | यदि उससे नह कहीं धनोपाजन करता 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कदम हैं | इस प्रकार मानव-प्राणी जीवन भर किसी-न-किसी 
प्रकारकी हलचल करता ही रहता है | १ 

ये सारी 'हलचलें साधारण रूपसे व्यायापके न्तर्गत 
आती है फिर भी शास्त्रीय दृष्टिसे उन्हें हम व्यायाम नहीं 
कह सकते । व्यायाम वस्तुतः शारीरिक हलचलोंकी वह 
प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए की जात | 
है इस प्रकार विचार करनेपर एक दिनमें एक मील भरी | 
चलकर किसी स्थान या देवताके दर्शन कर श्राना शुद्ध 
व्यायाम नहीं कहा जा सकता | किन्तु यदि प्रतिदिन आधा 
मील भी चलनेकी टेव डाली तो वह क्रिया व्यायाम कहलायेगी; 
क्योंकि इस प्रकार नित्य की जानेवाली क्रियांका लक्ष्य der 
SES बनाना तथा शुद्ध हवाके सेवन द्वारा फेफड़ोंको uds 
बनाना होता है । व्यायाममें “नित्यता? का होना भी qur 
वश्यक है इसी प्रकार बुद्धिको सबल बनानेवाली क्रिया 
“वौद्धिक व्यायाम तथा मनको स्वस्थ करनेवाली प्रक्रिया 
मानसिक व्यायाम? कही जायगी 


यह आवश्यक नहीं कि व्यायामका लक्ष्य केवल बल- — 4 
संवर्धन भी हो ; 


उसके साथ अन्य बाहरी उद्दोश्योंका oc 
समावेश हो सकता है , कोई व्यक्ति अपने घरके उपयोगके 
लिए प्रतिदिन कूएँसे दस घड़े पानी भरा करता है | ऐसा 
करते समय sak हाथ-पैर तो पुष्ट होते ही हैं, साथ ही 


हो तो वही प्रक्रिया उसकी जीविकाका साधन भी हो जाती है। 
इस प्रकार कुश्ती खेलना, शस्त्रविद्याका अ्रम्यास करना 
विविध प्रकारके गृहकार्य करना ग्रादिमै व्यायामके साथः नवीन 
विद्याग्रौं ग्रौर कलाग्रोंका ग्रध्ययन भी श्रभिप्रेत रहता है | 


यहाँ थोड़ा-सा अधिक विचार करना होगा i 
MAAS मुख्य लक्ष्य शरीरको सुन्दर तथा | 
सद्द बनाना है | AATA जिस प्रक्रियाका कमसे- 
केम एक उद्देश्य TAR इस उद्दोश्यसे मेल | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


खाये, वही प्रक्रिया शुद्धरूपसे व्यायाम कही e 
सकती है । अन्यथा उसे दुष्ट ब्यायाम कहना 
होगा | उदाहरणार्थ, प्रतिदिन दस घड़े पानी 
खीचनेवाला व्यक्ति केवल घरमें पानीक' संग्रह 
करनेके कमानेके लिए ही 
पानी भरता है तो संभव है, वह भरे पेट, 
दोपहरके समय नंगे पाँव, aaa कभी धीमे तो 


लिए या पैसा 


कभी दौड़कर या ग्रन्यान्य रूपोंसे AAR ध्यान 

न रखते हुए पानी भरनेका यह कार्य करेगा | ऐसी 

अवस्थामें उसकी बह प्रक्रिया दुष्ट व्यायाम होगी. 

जो स्त्रास्थ्यके लिए हानिकर है । Baca सिद्धान्ततः 

साधु व्यायामका मुख्य लक्ष्य शरीर-संवर्धन होना 

चाहिए, घरका काम या जीविका गौण लक्ष्य बनकर 

रह सकते हैं । 

व्यायामका उपयुक्त Sq YT पूरा होनेके लिए नियोजन 
ग्रत्यावश्यक है o «nem चलनेसे पैरोंकी पेशियाँ और 


7 oy स्नायु पुष्ट अवश्य होते हैं, पर यदि उ 2 dx रखनेकी 
uly gaa जाय तो उनके पैरोंकी बनावड भी za होने 
E लगती है । aara शिशुके श्रभिभावकोंके लिए यह आवश्यक 
5l 3 होता है कि वे इस ग्रोर भी ध्यान दें कि चलते समय बालक 
d 4 एडी और पंजे ठीक तरहते जमीन पर रखता है या नहीं । 
ता E. श्रथीत्‌ उसकी चलनेकी प्रक्रियाको योजनाबद्ध बनाना पड़ता 
A E tamus यह सिद्धान्त निकला कि बलसंवर्धनके प्रमुख 
i, A सामने रखकर शरीरंकी सभी इन्द्रियोंके नित्य और 
T. नियोजितः परिचालनकी प्रक्रियाएँ सिखलानेवाली विद्या 


. व्यायाम-विद्या है | 
मानब शरोरकी सभी इरि,याँ कामकी होती है AR 
` कालसे हो नियम चला ग्रा रहा है कि प्राणी जिस अंगका 
विशेष उपयोग करता है, उस ग्रंगकी शक्ति तो बढती हे; 


भारतीय व्यायाम-विद्या : ऐतिहासिक अध्ययन 


बाह्य व्यापार, उसका सभी प्रकारसे संवधन तथा 


0% समी कलाएँ व्यायाम! शब्दसे समझी जाती हैं । 


一 一 一 一 一 


ATA 


हे ग्रे र malas ग मी gaa जाताहै। यहबात | 
ग्रनेक जन्तुश्रोंका इतिहासको देखनेपर सर्वथा सष्ट हो जाती | 
& i सी स्थितिमें मनुष्यको जितनी इन्द्रियाँ मिली है पाँच. 
ज्ञानेन्द्रियाँ ग्रौर पाँच कर्मेन्द्रियाँ ये दस और ग्यारहवाँ मन — 
सबको gez बनाना ्रत्यावश्यक है । व्यायाम विद्या हमें 
यही सिखलाती है | 

उपयुक्त परिभाधाके अनुसार व्यायाम-विद्याके चेतरे > 
मानवोपयोगी सभी Rara समावेश हो जाता है, किन्तु : = 
मनुष्यकी पाँच ज्ञानेद्धियोसे सम्बद्ध जो बौद्धिक fm— | E 
यथा : मानसशास्र, संगीत, विद्या चित्र या तन्षणःतिद्या 0 eg 
साहित्यशास्त्र विज्ञान, - : श्रध्यात्मविद्या आदिको साधारण e 
व्यबहारमें व्यायाम विद्याकी सीमासे हटा लिया जाता t e TR 
इस प्रकार प्रचलित adi इस विद्याके qud मानव ql ooo 
A 
बातोका | 


धिक कार्यक्रम ud समाजके उपयोगी बन नेकी 
समावेश होता है । दूसरे शब्दोंमें शर रके प्रत्येक अवयवको n 
बलशाली बनाकर सामाजिक जीवनमें उसका सदुपयोग ie 


इस दृष्टिसे देखनेपर व्यायामकै अन्तर्गत सभी प्रकारकी 

कसरत, माँति-भाँतिके स्वास्थकर खेल इन a wu | 
तथा मल्ल वद्या और शस्त्रविद्याका भी समावेश होता है E eo: 
qua निबंधमें इन सब बातोंके ऐतिहासिक विवेचनका प्रयत्न | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्रारम्भ मानवके जन्मके साथ ही होता है । मोटे रूपमें व्यायाम- 
की क्रिया मानवके त्रवतार लेनेके क्षणसे ही प्रारम्भ होती 
हे) मानवीय अवतरगणके पूर्ववाली प्रथ्वीकी कथा भूगर्भशास्त्र 
( Geology ) तथा stama ( Anthropology ) 
के चेत्रकी बात है । केवल इतना भर जाननेसे हमारा काम 
चल जाता है कि जब मानवका इस धरित्रीपर उदय हुआ, 
तब उसका स्वागत करने के लिए अनेक प्रकारके Tq, लताएँ, 
भरने. पवत, विविध प्रकारके पशु-पक्षी तथा वर्षा, ्रातप 
ओर हिम विद्यमान थे । प्रकृतिकी गोद हरी-भरी थी sd 
में मानव पला At ada उसने श्रपने विकासका प्रारम्भ 
क्या | उस ग्रादिकालमें उसकी जीवनयात्राका एकमात्र 
सहारा उसका शारीरिक श्रीर मानसिक बल ही था ! उसके 
दैनिक व्यापारमें इनका संवर्धन होता था पर सुनियोजितता - 
का स्पष्ट रूप सामने श्रानेमें श्रभी विलम्ब था | 
इसी श्रवर्थामें हमें इतिहासकै उन क लखणडोंको लाघ 
जाना पड़ता है. जो आज “पाप्राणकाल' Ae धातुकाल? के 
नामसे प्रसिद्ध हे । इन già मानव शमै:-शनैः सम्पताकी 
सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, उसके जीवनन्षेत्रमें विभिन्न qe 
बीज पड़ रहे थे | दूसरे शब्दोंमें शास्रोंकी प्राथमिक सामग्री - 
का संग्रह हो, रहा था। इन, युगोंके उपरान्त, जिनमें कई 
सहसान्दियाँ बीती होंगी, हमें, एक ऐसे. युगका दर्शन होता 
है, जिसे ऐतिहासिक कालकी ऊया या पुराने seri om 
ऐतिहासिक काल? कहा जाता है। TALR इस 
देहलीपर पहुँचनेके पूवे मानवने अपने श्रम और बुद्धिते 
जीवनोपयोगी सभी श्रावश्यक वस्तुओंको पा लिया था तथा 
उन्हें थोड़ा-सा उन्नत करनेकी कला भी उसमे जान लीथी 
मानव पर्याप्त सभ्य शौर सुसंस्कृत हो चुका था | 
भारतकी यह सभ्यता श्रब॒तक ‘Peg सम्पता के alga 
पहचानी जती थी, क्योंकि इस प्रकारको सम्यतके yaaa 
सर्वप्रथम इसी नदीकी urziH पाये गये थे । परन्तु नवीन- 


ऊषाकी 


Em -< 
p e 1 $ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


गीताधमं 
一 
一 


तम उत्खननोसे हम ब इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि इस 
सभ्यताका क्षेत्र 'खम्भातकी खाड़ी से लेकर हिमाचल प्रदेश- 
के दक्षिणी भांगतक' फैला हुआ था। इस सारे भूभागमे 
जो कुछ उत्खानन कार्य हुआ है उसका सम्पूर्ण विवरण अभी 
प्रकाशमें नहीं ग्राया है । Baca ea विवेचनके लिए हम 
सिन्धु-सम्यतासे मिली हुई वस्तुग्रोंको ही अपना प्रमुख आधार 
मानेंगे यह WMI लगभग ४,००० वर्ष पहलेकी कथा है | 

सिन्धुघाटीके saad जो मानव मूर्तियाँ मिली हैं, वे 
इस बातका प्रमाण हैं कि वहाँक्रे निवासी स्वस्थ और सबल 
थे। विशेषतः दुशाला We हुए मनुष्यकी जो zu मूर्ति 
मिली है उभके विशाल aqaa ग्रौर विस्तृत ललाटको 
देखा जा सकता है, जो उसके पुष्ट और सबल होनेका 
प्रवल प्रमाण है | यहाँके तत्कालीन घर-द्वार, पशु पक्षी, 
रहन सहन आदि adi देखकर उपयु क्त विधानकी पुष्टि 
होती है । यहाँसे मिद्टीकी कुछ ऐसी मुहरें मिली हैं, जो 
इस कालमें प्रचलित 
डालती हैं | 


व्यायाम -प्रकारोंपर थोड़ा-सा प्रकाश 


एक AAA ,मुहरपर एक मनुष्य योग मुद्रामै MET 
साधे वैठा है । उसके मस्तकपर एक विचित्र प्रकारका सींगदार 
मुकुट है और उसे चारों ओरसे पशु घेरे खड़े हैं । विद्वानोंने 
इसे पशुपति शिव? का प्रारम्भिक रूप माना है। शिव 
योगासनमें 33 Raad गये. हे, जो इस बातका प्रमाण 
है कि सिन्धुघ्राटीबाले तत्कालीन लोग. आसनोंसे अवश्य परि- 
चित थे शिवका इस प्रकारका चित्रण केवल संयोगकी 
बात महीं हे । ० 


दूसरी एक मुहरपर एक मनुष्य खड़ा दिखलाया गया | 


है और उसके दोनों ओर दो शेर पिछले deb बलपर | 
खड़े हैं | मनुष्यक्री वेशभूप्रासे वह पहलवान मालूम पड़ता 

है, जो एक साथ दो शेरोंका सामना कर रहा है | मनुष्य. 
We" का यह प्रारम्भिक रूप है, जो ग्रागे चलकर भार 


तीयोंका एक प्रसिद्ध खेल हो गया । पहलवानके ऊपर दोनों 
शेर अपने पिछले पैरोंपर खड़े होकर ग्राक्रमण कर रहे हैं, 
fadi वह अपनी पुष्ट सुजाग्रोसे रोक रहा है । ( मैके : 
sei इण्डस सिविलाइजेशन, फलक ७४ ) ' 

| यहींसे नावके भी दो चित्र मिले € (aa? पिराट : 
ह nkan cheat, ge ९७६ । एकतो WIS हे, 


जिसमें मस्तूल पाल dur नाव स्पष्ट देखी जा सकती है । 
लोथलको 


qa मल्लाह और लम्बी-सी पतवार स्पट है 
खुंदाईसे यह बात स्पष्ट हो गयी है कि सिन्धु-सभ्यताके कालमें 
जहाँ जह।जीके 


ही यहाँ प्राचीन भारतका एक बन्दस्गाह था) 

टहरनेके लिए. बहुत बड़ी गोदी थी खुदाई में नाव AR 
Soda भीतर आने तथा बाहर जानेकै लिए बने रास्ते 
भी मिले हैं ( लोथल : एक प्राचीन सभ्यताके sama पतनकी 


` कहानी, आज, २६ श्रप्रैल १६:५०.) | ये तथ्य इच ओर 


अर्थात्‌ zm लगभग ४००० वर्ष पूर्व पूर्ण रूपसे विकसित 


EV i 
| थीं । इनमें व्यायामकी a 'नीका-वहनः Ae A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय व्यायाम-यिद्या : ऐतिहासिक अध्ययन 


re ee A निल 
fear जाता होगा । मोहन-जोदड़ो में faa हुआ बिः 


' संकेत करते हैं कि जल-यात्रासंबंधी सभी कलाएँ इत कालमें 


चित्र-परिचय 
१. पशुपति शिववाली मुहर | 
२, परशु | 
3. घनुष-बाण धारण करनेवाला एक पुरुष | 
x. UNA युद्ध करनेवाला पहलवान--एक HEX | 
५. गदाके तीन आकार । 
६. तांबेका भाला | 
, तांबेकी कुल्हाड़ी | 
e. तांवेका छोटा भाला | 
te. कुल्हाड़ी रीर उसमें डण्डा लगानेकी पद्धति | 
uen 
१. मार्शल : मोहेनजोदरो एण्ड द्‌ इण्डस सिविलाइजेशन 
लन्दन, १६३१, फलक X 11/17 

२. वही, फलक CXXXVII/S a 
३. वही, फलक CXVII/6 

v. मके : इण्डस सिविलाइजेशन, फलक XVII/S 

4. मार्शल : मोहेन जोदरो 0, फलक CXXXIV/25, 

27 30. 

६. wae fame : प्रिहिस्टारिक इणिइथा, go २२६ 

७-८ वही, Jo २२४ í 
६. मार्शल : मोहेनजोदरो ©, फलक CXXXVI/s E 
१०. AE पिगाट : प्रिहिस्टारिक इण्डिया, Jo २२८ | m 


तालाब और श्रनेक स्नानग्रह इन लोगोंकी जल ड़ा-प्रेम- 
की ओर संकेत करते EI im 

इसी प्रकार जंगली जानवरोंकी शिकार करना, श्नः | 
prema श्रम्यास करना भी इस कालकी प्रमुख व्यायाम 
साधनाएँ रही होंगी d इनके शस्त्रॉके विषयमे जाननेर 
सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग आक्रमण 
gala प्रयोग तो जानते थे, पर संरक्षणात्मक 1 
इनके यहाँ कदाचित्‌ श्रभाव था | IÀ भा E 


p A 


T 
NE LA 
WU TS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


७०५० 


गदा धनुघ-बाण आदि प्रमुख शस्त्र थे । प्राप्त नमूनोंके आधार- 
पर इन शस्त्रोंके विषयर्मे हम निम्नांकित बातें जान सकते हैं : 
भाला : यहाँ भालोंके जो फाल मिले हैं, वे ग्रत्यन्त 
प्रारम्भिक ग्रवस्थाके हैं! इनमें न तो बीचवाली धारी 
विद्यमान है aka डंडा फँसानेके लिए गोल खाँचा ही 
है । ` सके बदले खोंसनेके लिए फालके नीचेका भाग लम्बा 
और कुछ पैना बना दिया गया है। (चित्र ६ ६ )। ये 
माले बड़े और छोटे दो प्रकारके मिनते हैं । कुछ विद्वानोंका 
मत है कि छोटे फालोंसे चाकू और छूरीका भी काम लेते होंगे | 
FER: इसके फाल साधारणतया ad बनते थे, 
पर कभी-कभी कॉसेके भी बनाये जाते थे । इनके दो प्रकार 
थे : कुछ तो पर्याप्त wa, पर चौड़ाईमें कम होते थे, दूसरे 
| छोटे ग्रोर d$ होते थे कुछमें डंडा Gana लिए छेद 
; बना रहता था ( चित्र ७, ८, १० )! 
| परशु : कुल्हाडीका ही विकसित रूप परशु है जो इस 
` सम्रयमें बन चुका था (चित्र २)। 
गदा : गदाएँ पत्थर और dian दोनोंकी बनती थीं । 
इनके तीन श्राकार प्रचलित ये | (चित्र ५ , जिनमें सेव- 
वाला ग्राकार श्रधिक लोकप्रिय था 
Uil लकड़ीके डण्डे लगाये जाते होंगे | यह जाननेके 


लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है कि इस गदाका उपयोग 
व्याथाम-साधनके रूपमें भी होता था या नहीं | 


स्पष्ट है क्रि इन गदा- 


ASFA: एक छोटी मुहरपर धनुष-बाण लिये 
: OU व्यक्ति दिखलायी पड़ता है | ( चित्र ३ 
` देख हम कह सकते हैं कि यहाँ छोटे ग्राक 
` थे । बाणोंके फाल पत्थर तथा aña बनते 


) | उसके धनुषको 
रके धनष चलते 
थे | मोहन जोदड़ों- 


AO तो नहीं पर गे 
` चाले गरने oS 
` TR झनेक पत्थर मिले हे, जिनमें 


MAA फेंके जाने- 
कुछ गोल तथा 35 


गीताधम 


m -0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ss 


कज 
ee SRR 


th 


तलवार : कुछ विद्वानोंका मत है कि इस कालके 
अन्तिम चरणमें लगभग डेढ़ फुट लम्बी छोटी तलवारें या 
छूरियाँ श्रा गयी थीं . प्रीहिस्टारिक : feat, go २२६; 
अन्य wets लिए, माशल : मोहेनजोदरो AE दी quee 
सिविलाइजेशन, g^ ३५ ) ! 
वैदिक-काल 

प्रागैतिहासिक कालकी बातोंको जाननेके पश्चात्‌ हम 
ऐतिहासिक sa प्रवेश करते हें । इस कालका सबसे 
प्राचीन साहित्य. वेदिक-साहित्य है | इसमें संहिताओंके aa 
रिक्त ब्रह्मण, श्रारण्यक और उपनिषदोंका भी समावेश 
होता है । कभी यह साहित्य बहुत वड़ा था पर Aa उसका 
बहुत छोटा ग्रंश उपलब्ध है | उदाहरणार्थ, पहले कभी 
MA २१ शाखाएँ, यजुर्वेदकी १००, सामवेदकी १००० 
तथा ग्रथर्वंवेदकी ९ शःखाएँ उपलब्ध थीं ( कूर्मपुराण,' - 
हिन्दुसंस्कृति-ग्रंक गोरखपुर go २७० ) | परन्तु आजकल 
मिलनेबाला ग्रंश बहुत ही ग्रल्प है वर्तमान स्थितिमें हमें 
इसीपर निर्भर रहना है । हाँ, एक बात सदेव enun. 
रखनी होगी कि यदि किसी एक बातका ग्राजके , उपलब्ध 
वौदिक-साहित्यमें उल्लेख न aaa वह उस समव: 
नहीं रही होगी--यह मानना दुष्ट ad है. संभव है 
साहित्यमें उसका उल्लेख रहा हो । 


कदापि 

विनष्ट 
वोदिक-साहित्यरे भी ऋरवो द सबसे पुराना हे इसके 
रचनाकालके विषयमे विद्वानोंमें मतभेद हैं 
चन्द्र दास इसे पचास से पचहत्तर हजार वर्ष पुराना मानते. 5 


glo अविनाश- 


t, विटरनीज इसे do qo २५०० वर्षका मानते हैं, तो. 
मैत्रसमूलरने तो कुल $e Yo १२००-१००० ही Hd 
"T । भारतीय प्राचीन परंपरा इसे “श्रपौरुषेय ही मानती 
ऋगोद तथा ग्रन्य तीन केद आर उनसे सम्बद्ध स 


METÀ हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हँ कि वैदिकक 
बलोपासना श्रवश्य होती थी | m 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारयीय व्यायाम-विद्या : ऐतिहासिक अध्ययन ५५१ 


n 


ऋरवो «H सहख स्तम्भोंवाले प्रासाद, बड़े-बड़े लौह दुर्ग, 
वर्श और आश्रमकी वौज्ञानक पद्धतियाँ, विविध प्रकारके 
zain वर्णन श्रादि कितनी ही adit विशद विवरण 
मिलते हँ । इनसे वौदिक-संस्कृतिकी उच्चता ही प्रमाणित 
होती है । वौदिक-साहित्यमें बलोपासनाकी पद्धतियोंका विशद 
और स्पष्ट वर्णन करनेवाले स्थल नहीं मिलते, परन्तु तत्स- 
म्बन्धी थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त करनेके लिए श्रप्रत्यक्ष साधन 
मिल ही जाते हैं। उन्हींके आधारपर बलोपासनाके कुछ 
प्रकारोंकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं ! 
युद्ध विद्या 3 
बौ दिक ata युग सम्पूर्ण शान्तिका युग नहीं था | 
देशमें कई टोलियाँ या जन थे जिनमें वरावर आपसी संघर्ष 
चलता रहा | इस जीवनको व्यतीत करनेके लिए शख्त्रात्नोंका 
ज्ञान और उनका अभ्यास परम श्रावश्यक था | and दसैं कई 
gal उल्लेख मिलते हैं | जैसे : धनुष-वाण, तलवार (असि , 
छोटी तलवार ( ऋषि ), चक्र, भाला. शक्ति, परशु, पाश 
añ शान्तिक्रालमै भी नियमित ead इनका अभ्यास किया 
जाता होगा । इतिहासमें यह वात कई वार प्रमाणित हो चुकी 
है कि समय पड़नेपर ्रशिक्षित लोगोंकी विशाल सेना मुद्ठीमर 
_शिक्षितोंके सामने निर्बल सिद्ध होती है। 
sp दमे इस वातका भी संकेत मिलता है कि उच्चक्रोटि- 
के सैनिक कवचका उग्योग करते थे जिसे HT या tad 
कहा जाता था शिरखाणको “शिप्रा कहते थे । निम्न वर्गके 
सैनिक इस प्रकारकी संरक्षक TAFT प्रयोग नहीं करते 
` थे - इनके प्रमुख शस्त्र भाला तलवार MU धनुष-बाण्‌ थे ! 
घुड़सवार लम्बे भाले और तलत्रारका उपग्रोग करते थे | 
सेनाका तीसरा प्रमुख अंग रथ या | रथी लोदेका कवच 
पहनता और घनुष-बाणका उपयोग करता था । उसका 
तरकस पीठपर War रहता था | प्रत्येक रथका RR करने- 
* बाले कुछ और लोग होते थे. जो भाले ओर धनुष-बो ` की 
सहायतासे रथीक्रो बचाते थे । Slo अविनाशचन्द्र दासका 
अनुमान है कि ये लोग अश्वारोही रहते होंगे , 
इस प्रकार सेनाके प्रत्येक अंगका विकास तभी संभव है, 
जब शान्तिकालम भी उसका वराबर अभ्यास श्रौर ग्रनुसंघान 
किया जाता हो । श्रर्थात्‌ नित्यप्रति सैनिकोको युद्धकी विविध 
कलाग्रोंका अभ्यास करना पडता होगा | ऐसी «eu भी 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


करनी पड़ती होंगी, जिनका उद्देश्य सहकार्य, ग्राज्ञापालन 
तथा बलसंवर्धन हो। ऋग्वेदका मराठी उल्था करनेवाले 
विद्वान्‌ do रामचन्द्र विनायक पटवर्धन अपने ग्रन्थकी 
भूमिकामें लिखते हैं : 
‘Atte लोग एक प्रकारका चोंगा पहनकर 
आवश्यकता पड़नेपर ऊपरसे कवच और शिर 
खाण पहनते थे ग्राजके समान अमियानके समय 
सुव्यवस्थित पदनिक्षेप श्रर्थात्‌ एक साथ पैर बढ़ाने- 
की कोई पद्धति पदातियोंके लि! निर्धारित थी, 
जिसका उन्हें ग्रम्यास करना पड़ता था | मरुतोंके 
सैन्यका वर्णन इस बातका संकेत करता है कि 3 
कन्धोंपर भाले रखकर सुनियोजित रूपसे प्रयाण्‌ 
करते थे | श्रर्थात्‌ उस समय भी वर्तमान ‘ea 
की भाँति कोई वस्तु अवश्य थी । किसी भी दयो- 
qa समाजके सैनिक जवतक वैशाली और 
सुव्यवस्थित युद्ध करनेवाले नहीं होते, तबतक 
नियप्रति होनेवाले संग्रामोंमे विजय पाना उसके 
लिए ena होता है (ue वि० पटवर्धन : 
ऋग्वेदाने सुरम्य मराठी भाषान्तर, माग २, उपो- . 
द्वात go २५ ) | ; 
डॉ० दासके मतानुसार इन Fa ध्वजका उपयोग 
होता था, जिसे युद्धमें गिरनेसे बचानेके लिए महान्‌ प्रयासको 
आवश्यकता पड़ती थी ( ऋग्वेद ७८४ २; १० १०३। 
११) | शत्रुओंको चकित करने तथा ama छिपानेके 
लिए जमीनपर BIRT या रेगकर आगे बदनेको कला 
भी इन लोगोंक्रो सधी थी (a सी. दास : ऋग्वेदिक 
इण्डिया, पृ, २४४) । स्पष्ट है कि ये और इस प्रकारके 
अन्य कार्य पूर्नैनियोजित शिक्षण alt ग्रम्याससे ही संभव हैं | 
Aaa . 
qua इस बातके विपुल प्रमाण है कि बैदिक आये 
व्यापारके लिए. नौकाओं और Wut प्रयोग करते थे | 
एतावता नाव खेना भी बलोपासनाका एक साधन रहो होगा | 
gru या शिकार 


चत्रियोका यह एक प्रधान धर्म था | इससे न केवल 


शारीरिक बल ही बढ्ता है, पर साथ ही साथ शरीरको 


चपलता, छोटी-से छोटी वस्तुको दिखलानेवाली zd तथा 


सहनशीलताकी प्राप्ति होती है p" 


p 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
गीताधमं 


L—————— | 
SSeS 


५५२ 


घुड़सवारी 
— वैदिक-कालमें सभी जातिके लोग घुड़सवारी कर सकते 
थे। इससे शरीर पुष्ट तो होता ही है पर साथ ही साथ 
पचक-क्रियापर ही इसका बड़ा लाभप्रद प्रभाव पड़ता है । 
सैनिकोंके लिए. घुड़सवारी आज भी आवश्यक समझी जाती 
है । घोड़ो का उपयोग दैनिक व्यवहार एवं युद्ध दोनो में 
होता था । कई स्थलो पर घोडो'की ट्रुत-गतिका वर्णन मिलता 
है शत्रुके ऊपर आक्रमण e तथा भागे हुए शत्रुका 
पीछा करनेमें घोड़े अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं : 
घुड़दौड़के भी उल्लेख मिलते हैं | इसके मैदानको af 
कहते थे । यह cate विस्तृत होता था | घुड़दौड़ करानेवाला 
अजि-पति' कहलाता था | इसमें विजयीको पुरस्कारमें धन 
मिलता था । ए०-सी दास ऋग्वेदिक इण्डिया, go २२६ | 
मोडौँकी परिचर्या भी खूब होती थी | उत्तम घोड़ोंको 
नहलाया और सजाया जाता था | एक स्थलपर काले घोड़े - 
को मोतियोंसे सजानेका उल्लेष है ( ऋ० १० ६८ ११)! 
रथोंकी दौड 
वैदिक श्रार्योका यह एक प्रिय खेल था । कई asin 
प्रक्रियाश्रोमें इसे विशेष स्थान दिया गया है - रथोंकी यह 
दौड़ आरामसे vu बैठकर नहीं की जाती थी । enia 
रथ विशेष प्रकारके होते थे ये ऊपरसे खुले होते थे इनमें 
रथीको सारथीके वगलमें ही खड़ा रहना पड़ता था वेगसे 
दौड़ते हुए रथमें खड़ा रहना कितने साहस और बलका 
कार्य है, इसकी कल्पना की जा सकती हे रथोंक्री दौड़ 
यारम्म होनेके पूर्व रथी विजयते लिए 
करते थे । ऋग्वेदके द वें 
लिए बना हुआ जान पड़ता 
a 
aaa तीन उल्लेख मिलते हे ( १८ र, 
इत बातको प्रमाणित करते H 
या UEM प्रारम्भ वेदिऊक्रा „से ही हुआ है । 
MA संभावना तभी है. जब भी बनोपासना 


munem लिए इसका पहलेते बराबर श्रम्थास 


इन्द्रकी प्रार्थना क्रिया 


मण्डलका ६६ 3f सूक्त zd 
Qi 


— gud इसके 


ओर af 
किया जाता 


^ A 

GEA yeaa मी ATAR 
| इससे मिलता-जुलता काय ग्राजका 
WAH भूलननका जो उल्लोल 
केवल sum रूपमें श्राया 


. CC-0. UP State Museum, Hazratganj: Lucknow 


है AA उसे तत्कालीन बलोपासनाका साधन मानना | 
किंचित्‌ सन्देहास्पद है | | 
सूर्य-नमस्कार em 1 
वैदिक-उपासना-पद्धतिमें सूयोपासनाका स्थान 
सूर्य-उपासनाका TFET सूर्य नमस्कार भी हैं, जो प्राचीन | 
परंपरामें 'ठृचाकल्प नमस्कार? इस नामसे पहचानने जाते है | | 
BAS Sao इस मंत्रके विभिन्न पदोंको विशेष प्रकारसे 


बीजाक्षरोंके और सूर्यनामके साथ उच्चारण करके ये नमस्कार $ 


किये जाते हें । चौबीस और ग्रन्तिम एक इस प्रकार पचीस 
साष्टांग नमस्कारोंकी एक श्रबृत्ति होती है | प्राचीन परपराको 
माननेवाले कई कर्मनिष्ठ ब्राह्मण आज भी तृचाकल्प नम- 
स्कारोसे भगवान्‌ भास्करकी आराधना करते [4 
नृत्यादि प्रकार 3 

UH यजुवँदकी वाजसनेयी शाखामें बंशनर्तिन? या 
वाँसपर नाचनेवालेका उल्लेख आता है। इस प्रकारके खेल 
तथा TAR प्रकार श्रप्रत्यक्ष रूपमै बलसञ्चयके साधन बनते रहे | 
ar नित्यचर्या 

वैदिक आर्योकी बलोपासनाका सबसे बड़ा साधन उनकी. 
दिनचर्या थी सूयाद्यके ql ब्राह्म मूहूतं स्नानादिसे निवृत्त 
होकर प्राणायाम पूर्वक सूर्योपामना तथा अग्निन्‍परिचर्या 
करना, विविध 3 अनुष्ठान, पद, क्रम, जट, घन श्रादि 
पद्धतियोसे संहिताग्रोके मन्त्रमागोको पदाना विशाल सामर्थ्य 
वनतां चिन्तन श्रौर स्तवन 
विद्याश्रोका व्यासंग करना, खेती, व्यापार, युद्धकला शादि 
देनिक जीवनोपयोगी कायोको करना दूध, प्री, तेल, सोम 
आदि बलवर्धक guiar सेवन करना तथा प्रकृतिकी 
So मन्त्रको जपते हुए जीवनयापन 
करना, an बल वीर्य और Naa समृद्ध जीवन-यात्रा 
के मूल मन्त्र थे | : 

वनस्पतियों द्वारा भी 


बढ़ाते और सुरक्षित vua थे । ऋग्वेद / १०।१४५।१ ६ ) 


में एक ऐसी ग्रौप्रविका उल्लेख है, जितका मुख्य गुण प्रति... | 


सर्थीको नष्ट करना बतलाया गया है 


उपयुक्त साधनो के ग्रतिरिक्त निश्चित श्रवधितक | 


AIA! पालन 
उपयोगी सिद्ध 
ai सी ad 
वर्षातक ल जाता है | 
का प्रश्रय पाकर apt 
थे : जीवेस शरद: 


प्रौढ विवाह आदि मी बलवर्धनके लिए | 
होते थे । ग्रार्योने अपनी आयुकी “साधारण 


रचय ही, उपयुक्त विविध सावनो- 
शतायु aaga होते ae यही मनाते | 
शालम्‌ !!| RS 


ऊँचा है। |. 


Salen A 
करना. विविध, . 


ये अपनी शारीरिक शक्तियोको 2 


मानी थी | ज्योतिष शास्र तो यह सीमा १२० | 


GE ` a Terfa A 
Digit nized by Saray Foo jonsaust, De Delhi and eGangotri 
५ \ 


glo नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी 


एतिहासिक अध्ययन 


रोमायण-कोलमे गुसकालके अन्त (So Ho ६०० ) तक 


aust कलाकृतियाँ. अनेक विदेशी यात्रियोंके आँखों 
देखे विवरण, लाखों शिलालेख और मुद्राएँ आदि सभी 
साधनोंको मथकर व्यायाम-विद्याके विकासका चित्र खींचनेका 


[नना 
*, A c: : वि 
a} ARAIA व्यायाम-वद्या 
@ | 
रसे 
कार 
वीस E 
IR] 
1H- 

o जिस कालखण्डका हम विचार करने जा रहे हैं, वह 
e ` भारतीय संस्कृतिक्रे उत्थानका एक महत्त्वपूर्ण युग है। 
可 » ह ; 
z इस बीच भारतके धार्मिक तथा राजकीय रंगमञ्चोपर अनेक 


मेधावी और पराक्रमी व्यक्ति आये और अपने fag 
छोड़कर चले गये । यूनानी, शक, हूण ग्रादि विदेशी 
जातियोंसे हमारी मुठभेड़ और मित्रता हुई । कई संस्कृतियोंका 


E 


went 
= 


हम प्रयास करेंगे | 
मूल विषयका प्रारम्भ करनेके पहले पाश्चात्य और पूर्वी 
विचार-पद्धतिमें जो एक मौलिक श्रन्तर है, उसे भी ध्यानमें 


y 


e p 


ग्रापसमें आदान-प्रदान भी हुआ ओर 


पिछले लेखमे हमने प्रागैति- 


रखना होगा पाश्चात्य परम्परा विकास- । 


परिणाम हमोरी भाषा, व्यवहार, कला 
ऐतिहासिक विकासको समभनेक्रे लिए ये ही हमारे aaa 
उप्रयोगी साधन हैं. देखें, व्यायामविद्याके Pad ये हमारी 
कहाँतक सहायला करते हैं | 

| युम्रकालक्रे अन्ततक्र पहुंचते qiu 
| तीन uH zh अनेक संप्रदाय saa हो 
साहित्यका भण्डार 


चुके थे । प्रत्येकके 
दिन-दिन भरता ही जा रहा था| 


| चित्रण करता रहा । उसी प्रकार इस विशाल काल- 


[AREA 
और साहित्यमें सुरक्षित हैं | किसी भी वस्तु या सिद्धान्तके 


भारतमें मुख्यतया, 


यह सारा साहित्य अपने-श्रपने snam aginst प्रतिबिम्ब- 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i , कितनोंका ही एक दूसरेमें श्रन्तर्भाव | हासिक और वैदिककालकी व्याया- | वादका समर्थन करती है | उस मतके | 

: , बाहरवालोको अपनी चीजें सिखलाते | मोपासनाक विचार किया था। | अनुसार प्रत्येक शास्र शनै:-शनैः विक- 

| हुए हमने भी उनसे कई चीजें सीखीं। | अब आगे चलते हैं। पाठको | सित होता है। भारतीय मत इस बात- 

| बिभिन्न प्रकारही इस उथल-पुथलके | सुझाओ का सदैव स्वागत है । का प्रतिपादन करता है कि सारी 
--लेखक | विद्याश्रोंका मूल वेद हे, जो चिर-शाश्वत, 


सनातन और श्रपीरुपेय है । यहीं सारे शास्त्र बीजरूपमें E 
समाविष्ट है । aas ऋषियों द्वारा सभी विद्याश्रोकी 

जाना गया था | इतिहास-पुराणादि ग्रन्थ वेदाथका ही विस्तार- 

पूर्वक प्रतिपादन करते हैँ लेनेवाला अपनी योग्यताके 
अनुसार किसी भी शास्त्रको समभनेका प्रयास करता है | 
जैसे-जैसे उसकी बुद्धि तपःपृत होती जाती है, वैसे ही वैसे वह 
उस चिरंतन ज्ञानके भण्डारसे अधिकाधिक जान सकता है | 
दसरे शब्दोंमें इसी प्रक्रियाको हम aa विकास! माने 


सकते हैं | यही कारण हे कि हमारे यहाँ सभी AA 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गीताधर्म ५८६ | 


त्रासे, जिनके चार मुखों द्वारा चार वेद प्रकट हुए, 
उद्भूत मानते हैं । सृष्टिका क्रम जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, 
वैसे ही dà mae उपदेशकर्तां्रोंकी परंपरा भी बढ़ती 
चलती है । यही बात व्यायाम-विद्याके लिए मी लागू है | 
व्यायाम-विद्याक्री श्र'खलाबद्ध परंपरा ग्रमी हमें अवगत 
नहीं है पर उसके कुछ आचार्योंके नाम हम अवश्य जानते 
€ रामायण-कालमें ग्रगस्ति, वसिष्ठ, विश्वामित्र तथा 
हनुमान, जाम्बवन्त और रावण क्रमशः शस्त्रविद्या तथा 
_मल्लविद्याके ग्राचाके रूपमें दिखलाई पडते हँ । हनुमानके 
तथा जाम्बवानके नामपर 'जाम्ववन्ती' 
महाभारतमें श्रीकृष्णुके 


नापपर (हनुमन्तीः 
कुश्तीके प्रकार अब भी प्रचलित हैं । 
बड़े भाई बलरामको . हम व्यायाम-विद्याके आचायके wa 
पाते हैं । भीम ओर दुर्योधन उनके प्रमुख शिष्य थे। इनके 
अतिरिक्त युद्धविद्या - व्यायाम-विद्या इसका अंग थी -के 
प्रसिद्ध ARA परशुराम, द्रोण, कृप, भीष्म आदि थे । 
aqii भी ये विद्याएँ प्रचुर मात्रामें प्रसृत थीं। way, 
बकासुर घटोत्कच श्रादि अनेक दैत्य इन कलाशओोंमें सिद्ध- 
हस्त थे | किन्तु शुक्राचार्यके अतिरिक्त हमें उनके अन्य 
आचार्य ज्ञात नहीं हैं । 

जेन-श्रनश्रतिके श्रनुसार प्रथम जक्रबतीं सम्राट भरत 
हुए । उन्होंने अपनी SST अनेक विद्याओं और sme 
फैलाया । agua में नके द्वारा बालकोंको लकड़ी था 


दाणडा-क्रीड़ाकों सिखलाये जानेका उल्लेख मिलता है ( जैन- 
_ महापुराण, १४.२०० l 


गुप्तकालके, कई बार लिखे गये मल्लपुराण' नामक 


. ~ पर्थे व्यायामशास्तर, विशेषतया मल्लविद्याकी एक परंपरा दी 
. हे, जिसका alas विचार भविष्यमे होगा | 


AGH नारायणसे ब्रह्माने यह विद्या ली और 
दिया | वहीसे यह भूलोकमें प्रसत ह$ ( 


इसके अ्रनुसार 
उसे नारदको 
Ana ग्रने 


TA p 


(२) शरीरको प्रमाण-तरद्धता 


|... CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


विचाराधीन काल खण्डके विविध आचार्योंकी परंपराकी | 
ओर दृष्टिपात करते समय हम आचार्य सुश्रतको नहीं भल | 
सकते, जिन्होंने अफ्ने ग्रन्थमें व्यायामसम्बन्धी कई कामकी | 


-बातें बतलायी हैं | 
MAA व्यायामके उल्लेख E 
आचार्य gaat अपनी संहिताके चिकित्सास्थानके 1 1 
चौबीसवें ग्रध्यायमें न आयी हुई बाधाके रोक की ( ग्रनागत 4 
वाधा-प्रतिषेध ) विवेचना की है । यहाँ “व्यायाम! शब्दकी | 
व्याख्या करते हुए वे बतलाते हैं कि शरीरके आयासको || 
( शरोराबासजनन 
) । व्यायाम 


उत्पन्न करनेवाला कर्म हो व्यायाम है 
कमे व्थायाममज्ञितम्‌ - चिकित्सा २४.३८ 
परिभापाकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं । अतः आचार्य द्वारा 
वतलाथे हुए व्यायामके gular विवेचन दी प्रस्तुत है ये गुण 
निम्नांकित हे : | 
(१) शरीरापचय या शरीर की समृद्धि 
इसके अन्तर्गत गवयवोंका तेजस्वी होना कान्ति ) 5 
सुडौल होना । सुविभक्तता ), फुर्तीला रहना (ATA) 
दमदार और हलका रहना ( स्थिरत्वम्‌ , लाघवम्‌) तथा 
उनका सब प्रकारसे सहनशील होना ( श्रमक््लमपिपासोष्ण- | 
शीतादीनां सहिष्णुता ) आदि ads समावेश होता है. 
( चिकित्सा २४.४० ) | 


व्यायामके समान मोटापा पचानेवाला ( स्थोल्यापकर्षण 
करनेवाला ) दूसरा कोई साधन नहीं है , अनावश्यक चरबी 
को नए्कर शरीरको इतना सबल बना देना कि वह शात 
लिए दुर्जय हो जाय, व्यायाभके द्वारा ही संभव हे ( चिकित 
२५ Yt) | व्यायामानुष्ठान करनेवालेके शरीरका मांत स्थिर 
हो जाता है ( स्थिरीभब्रति मांसम्‌, २५.४२ ) अर्थात्‌ स 
मांसपेशियाँ केदल उचित प्रमाणतक ही बढती हैं । 
( ३ ) पांचनञुद्धि एवं आरोग्य 


भारतीय व्यायाम-बिद्या 


अग्निका, प्रदीप्त रहना ( दीप्ताग्नित्व ) व्यायामका 
सुप्रसिद्ध लाभ है ग्राचार्यका तो कथन है कि व्यायामसेवीने 
यदि कभी प्रकृतिको अनुकूल न पड़नेवाला ( विरुद्ध ) भोजन 
किया तो भी वह 


२४.४४ ) | 


fai रूपसे पच जाता है ( चिकित्सा० 
इसके वाद वे व्यायामके विषयमें कुछ ज्ञातव्य बातें भी 
जिनका dfaa उल्लेख यहाँ आवश्यक है | 
वे कहते हैं कि .साधारण रूपसे व्यायाम सभी क्रतुश्रोमें 


बतलाते हैं. 


लाभप्रद है, ( सदा पथ्य ). परन्तु विशेषतः शीत और वसन्त 
ऋतुमें उससे ग्रधिक लाभ होता है ( वही २४-४६ ) । सभी 
दिनोंमें ग्राव्महित चाहनेवाले व्यक्तिको अपने वलसे गधा 


व्यायाम करना चाहिए, अर्थात्‌ जितना श्रम वह श्रपनी 


qu पूरी शक्ति quer कर सकता हो, उसका श्राधा ही करना 
लाभप्रद होता है ( वही २४ ४७ ) | इसके साथ साथ वय, 
बल शरीर, देश, काल भोजनका विचार करके ही व्यायाम _ 

D की मात्राका निर्धारण क्या जा सकता है | अन्यथा उपायके 

) स्थानपर ग्रपाय ही होगा । अति व्यायाम करनेवाला व्यक्ति 


m तृष्णा, asa रक्तपित्त, श्रम आदि रोगोंका शिकार 


[था 
q- होता है । वही २४४६ ) । इसीलिए. साधारणरूपसे 
à ब्यायामकी मात्रा uar? प्रमाण दी हुई | 


इसी प्रकरणमें पे प्के agai तेल लगानेके विशेष गुण 
वतलाये गये E? (पदभ्यामुद्र्तनम्‌-चिरकित्सा० २४1५१) I 
लिखते हैं कि 


१ बलार्थका स्पष्टीकरण करते हूं 


व्यायामके समय जब कच्ता ललाट नाक, तथा EU 
>पैरके जोड़ोंमें पसीना en जाय तथा गला सूखने लगे, तब 
बलार्धकी सीमा जान लेनी चाहिए ( कच्ाललाटनाताडु 
हस्तपादादिसंधिषु । प्रस्वेदान्मुखशोषान aa तदूहि निर्दि- 
` शेत्‌ || - टीका, चिकित्सा० 

szda aagi 
` स्थितीकरयामंगानां 


:४।३८।५० ) 
कफमेदाबिल!पनम्‌ | 
त्वकप्रसादकरं परम्‌ ॥ ५९ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


या कुश्तीको लें । 


fragua पंचम अंश "eda 3e | 


.CC-0. UP State Museum, Hazratganj ucknow 


ऐतिहासिक अध्ययन 


ace 


re 
` कुछ विशेष व्यक्तियोंके लिए तथा विशेष परिस्थितियोंमें 
व्यायामका अनुष्ठान वर्जित भी कहा गया है : 
रक्तपित्ती कृश: शोधी श्वासकासक्षयालुरः | 
मुक्तवान्‌ elg च क्षीणो. wards frasi ॥ - 
— चिकित्ता,० २४।५०.५१ ) 
व्यायामविद्याकी आचार्य परम्परापर इतना विचार- 
करनेके उपरान्त हम विचाराधीन कालखणडमें विद्यमान 
व्यायामोपासनाके प्रकारोंकी ओर मुड़ते हैं । प्रथम नियुद्ध 


नियुद्ध या कुश्ती 

ग्रह व्यायाम वैदिककालसे ही प्रचलित था | जातक- 
sami कुश्तियोंका अच्छा वर्णन मिलेता है। विभिन्न 
व्यायामोंकी सूची देते हुए दी्॑निकाय में faga या 


कुश्तीका उल्लेख किया गया है। रामायण और महाभारत ह | 


में कई सुप्रसिद्ध कुश्तियाँ वित €. वाल्मीकीय uma 
युद्धकाण्डान्तर्गत सुग्रीव A रावणके मल्लयुद्धका प्रसंग 
महाभारतमें भीम और नीमूत तथा भीम ओर जरासंत्रके ga s 
वर्णन तथा हरिवंशमें कंससभामें किया गया श्रीकृष्णका 


पराक्रम हमारे विवेचनके लिए ्रधिक उपयुक्त el : "ic B 


मल्लयुद्धकी तयारी 
[ महाभारत, (Mao ) ञ्रादि०, Ae १२६-२४ 
galo २१।२३-२४; हरिवंश, बिष्णुपर्व Wo २८॥२०- २९१ | 


मल्लयुद्ध तथा अन्य प्रकारके व्यायामप्रदर्शन जहाँ होते थे उर 
स्थानको रंगमण्डल. रणांगण या केवल रंग कहते थे । इस कार्यके. 


किया जाता था, तव वहाँ प्ेक्षागार बनानेकी श्राजा 
थी । यह प्रेक्षागार कई मंजिल ऊँचा होता था | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


uce 


一 一 一 一 一 人 Dn 


प्रकारकी gd लगी रहती थीं तथा ऊँचे-ऊँचे कमरे श्रौर 
वेदिकाएँ बनती थीं । बीच-बीचमें हवा और प्रकाशके लिए 
श्रध॑चन्द्र और vara भी बने होते थे । द्वारोंको अर्गला या 
ब्योड्रोंसे मजबूत किया जाता था । सारे रंगस्थलको माला 
आर पताकाग्रोंसे विभूषित करते थे तथा स्थान-स्थानपर 


TA जड़े चित्र लटकाये जाते थे | भूमिपर विस्तृत चटाइयाँ 


तथा द्रियाँ बिछायी जाती थीं बीचमें आने जानेके लिए 
रास्ता छोड़कर श्रासन लगाये जाते थे । विशिष्ट भद्र -पुरुषोंके 
लिए Sa मेलके आसन रहते थे | ग्रन्तःपुरकी feat e 
नागरिक महिलाएँ तथा गणिकाएँ भी इन सर्घाग्रोंको देखनेके 
लिए ग्राती थीं । इन सबके लिए अलग-ग्रलग स्थान बने 
होते थे | शहरके विभिन्न adi नागरिकोंके स्थान भी अलग 
होते थे, जिनपर सूचक पताकाएँ लगी रहती थीं । अन्य प्रकार- 
के श्रासन तो aa रस्सियोंसे बांधकर बनाये जाते थे | 
कदाचित्‌ यह ऐसी ही कोई चीज रही जेसे आजकल सरकसोंमें 
लकड़ीकी गैलेरियाँ बनती हैं ! मुख्य रंगस्थानके निकट ही 
निरीक्षकोंके आसन लगे रहते थे | 


कुश्तीके स्थानके पास ही सूखा हुआ गोबरका चूरा तथा 
बलिदानकी वस्तुएँ, पर्याप्त मात्रामें रखो जाती थीं। दूसरी 
ओर बड़े बड़े घड़ोंमें विविध प्रकारके कपाय, पेय वस्तुएँ 
तथा जल भरा रहता था । इस स्थानको 'पान-भूमि? कहते 
थे । पास ही बड़ी-बड़ी टोकरियोंमें पौष्टिक फल रखे रहते थे | 


- महाभारतमें एक स्थानपर ( सभा०, २३।४ ) ऐसी 
्रीपवियोंका उल्लेख ग्रावा है जो पीड़ा और मूलका निवा 
रण करनेके लिए काममें लायी जाती श्रीं । जरासन्धे 
पुरोहितने मल्लयुद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्वे अपने स्वामीको D 
मंगल द्रव्योंके साथ ये Ala संभव है कि 
बड़े बड़े दंगलोंके अवसरपर ये श्रौपधियाँ भी उक्त WIES 
पर veil रहती हों | 


गीताधम 


一 一 -一 一 一 一 一 一 一 


रंगस्थानमें एक ओर तुरुही, मृदंग; आदि ri 
बादक उपस्थित रहते थे। इस प्रकार नियुद्धादिक खेलोंके 
लिए बनाया गया रंगमण्डप सब प्रकारकी सुविधाओंसे 
परिपूर्ण होता था । 
मध्यस्थ और उनके कतव्य ( हरिवंश २।११।११-३० ) 

कुश्तियोंका पूरा निरीक्षण करके उनके परिणामोंको 
प्रोषित करनेवाले भद्रपुरुष मध्यस्थ या “प्राशनिकः कहलाते थे | 
मल्लोंका चुनाव करना इनका प्रमुख कार्य था । यदि इस 
चुनावमें इन्होंने किसी प्रकारका पक्षपात दिखलाया, तो सभाके 
अन्य दर्शक इनका धिक्कार करते थे। इनका स्थान भी 
रंगमण्डपके समीप ही होता था । अपना कार्य सुचारु रूपसे 
करनेकें लिए इन्हें निम्नांकित बातोंका ध्यान रखना पड़ता था : 

( १ । नियुद्ध केवल वाहुयुद्ध है, इसमें किसी प्रकारके 
शस्रका प्रयोग नहीं होना चाहिए | 

( २) ङुश्तीके लिए चुने गये दोनों मल्ल fear अर्थात्‌ 
अभ्यास तथा 'बल? या दमक्री दृष्टिसे एक दूसरेके समान 
हों मल्लोंकी इश स ताका निर्धारण निम्नाङ्कित ञ्राधारोंपर 
होता था : 

(i) संयम या स्थिरता | कुछ बिद्वानोंने इसका 
अर्थ AZA द्वारा एक दूसरेको दूर किया 
जाना भी किया है, जो युक्तिसंगत नहीं प्रतीत 
होता i 

(11) स्थै्य--अपने स्थानसे न हटाये जाना | 

(ii) M4 या पराक्रम | 

(iv) व्यायाम--इसका भी अर्थ टीकांकारोने - 
एक ही स्थानपर हाथ dx चलाना किया 
है | यहाँ ब्यायाम शब्दका अ्रमिप्राय श्रम्यास 
ओर कसरत मानना ठीक होगा । 

(V) afaa- मर्मस्थानोंपर sma न करना! 
ania नियमानुसार लड़नेकी afa | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| mam होता 
A हरिवंश-पुराणको कोनसा rd अपेक्षित है, पर इतना स्पष्ट 


यह घर्मयुद्ध नहीं था 
Ti मिलता, ऐसी प्रसिद्धि है । श्रतएव प्रतिपक्षीको गिरा 
[ ही रंगसिद्धि या 


vi) बल, दम AR शारीरिक शक्ति । 
(३ ) जो मल्ल जिस अवस्थाका हो श्रर्थात्‌ बाल, तरुण 
द, मोटा, पतला आदि, उसीकी समान श्रवस्थावाले मल्लसे 
से लड़ाना चाहिए | 
(४ ) उभय मल्ञाँक्री स्थिति समान होनी चाहिए । 
उदाह णार्थ : एक लेटा है, तो दूसरेको भी लेट्कर ही 
लड़ना चाहिए | 
(५ ) प्रतिपक्षीके' एक बार गिर चुकनेके उपरान्त 
विजेताको किसी भी प्रकारकी क्रिया या वलका प्रयोग नहीं 
करना चाहिए | 
इन मुख्य नियमोंके अतिरिक्त कुछ AA साधारण 
नियम भी थे, जिनका पालन सार्वदेशिक और सावकालिक 
रूपभे उचित माना जाता था | यथा: 
(६ ) कुश्ती लड़ते समय यदि मल्ल थक जायें, -तो वे 
जलसे श्रम-परिहार कर सकते थे ( तोयधर्म ) | 
( ७ ) पसीनेसे लथपथ हो जानेपर सूखे हुए गोबरके 
que वे श्रपना पसीना सुखा सकते थे ( करीष धर्म ) | 
(<) मध्यस्थोंका निर्णय दोनों पत्ञोंकी मान्य करना 
पड़ता था | 
( & ) श्रम-परिहारके लिए पहलवान गोवर और पानीके 
सिवा क्घायका भी उपयोग कर सकते थे कषाय संसर्ग) | PNA 
शब्द de, कमैला, पदार्थ, गोंद, काथ. रादि कई sun 
हे | यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि 


कि रंगमण्डपकी तैयारीमें कुम्मोर्मे कपय रखे जाते थे । 
(१०) Maat प्राणहरण करना भी निवम-विरुद्ध था | 
मल्लयुद्धमें मारे गये वीरको मोच 


विजयका द्योतक था । प्राण-हरण 
jरना तो बल और कौशल्य दोनों दृष्टियोंसे fra माना 


E Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय व्यायाम-विद्या : ऐतिहासिक अध्ययन 


_कुरतीका प्रारम्भ ( महाभारत, Ule २३-४-२६ 


` मल्ल अपने व्नालंकारोंकों उतारकर लंगोट; जिसे कच्या? 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. EPS 


A ce £ ५ 了 A OA ९ ^ 


जाता था। ऐसी अवस्थामें विजयी मल्लके ग्रतिः लोगोमें E छ 
आदर भी नहीं रह जाता था | Pret 


महाभारतके भीम और जरासन्ध युद्धप्रकरणमें कुश्तीकी : E : 
प्रारम्भिक प्रक्रियाश्रोंका वर्णन मिलता है। कुश्ती लड़नेबाली | 


कहते थे, बाँध लेते थे और अपनी जीतके लिए कुछ | ; 
मांगलिक कार्य करते थे। कभी-कभी इन योडाओं- | E A 
की आरसे कोई दूसरा भी इन मांगलिक 
कार्योको कर सकता था। मीमके लिए श्रीकृष्णने et 
मंगल विधान किया और जरासंघके लिए अन्य ENA । ; 
इसके बाद हम देखते हैं कि जरासंघके पुरोहितने रोचना 
(कुंकुम); मालाएँ तथा अन्य मांगलिक वस्तुएं अपने राजाको 
दीं, जिनमें कुछ ऐसी ओऔप्रधियाँ भी थीं, जो मुच्छो आर i 
पीडाके लिए उपयोगी थीं. 1 इस प्रकार दोनों मल्ल सिद्ध 
होकर अखाड़ेमें उतर आये | © ET 
प्रथम तो उन्होंने हाथ मिलाया या कर ग्रहण frat | 
और साथ ही साथ 'पादाभिवन्दन? या सलामी दी । पादा” 
भिवन्दन शुद्ध नाम है, ग्राथुनिक सलामी तो यवन राज्य: 
कर्ताओंकी देन है । व्याकरणके आचार्य पाणिनिने मल्शॉकी | d 
परस्पर ललकार और तत्पश्चात्‌ उनमें होनेवाली लपटको 
ned मल्लमाह्वायते इस वाक्य द्वारा उल्लेखित किया है | i 
( are श० anaa, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, go ९१६र) | 
शंगकालीन एक मिट्टीके ठीकरपर दो पहलवान करभ्रहण 
करते हुए दिखलाये गये हैं ( भारत कलाभवन काशी, 
मिद्रीका राजघाटसे मिला ठीकरा, संग्र० संख्या ४८२७ jt 


कश्तीके विभिन्न दाव-पंच 5 
रामायण तथा महाभारतमें कुश्तीके विभिन्न दाँवों 


रै Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
5 
गीताधम 


ue 


इन दांव पेचोंकी कुछ afud इस समय उपलब्ध हैं जिनपर: 
हम अगले ग्रध्यायमें विचार करेंगे । 
मल्ला को प्राप्त राजाश्रय 

माचीनकालमें मल्लोंको राजाश्रोके' यहाँ अच्छा आश्रय 
मात था - कस अपने मल्लो को. संबोधन करते हुए कहता है, 
श्राप लोग मेरे विख्यात वीरध्वजको वहन करनेवाले मल्ल हैं, 
जिनका योग्य पूजन और सत्कार मैंने बराबर किया है | 
मल्लो'को कचित्‌ यह सम्मान भी प्राप्त था कि वे राजसभागें 
राजाके बाद प्रवेश करें ( हरिवंश २ २६.२०, २ ३०. ०- 
२१ | कॅसकी सभामें उसके मल्लोने तथा कृष्ण-बलरामने 
राजाके बाद ही प्रवेश किया था | मस्यदेशके राजा विराट्ने 
भी इसी प्रकार अपने यहाँ मल्ल रखे थे, पर जीभूतसे 
लड़नेमें वे सभी हार गये तव श्रन्तमें भीमने राजाका Ale 
देशका मान बचाया (महा० विराट० १३ १४-३६) ।-जेन 
उत्तराध्ययनसूत्र' की टीकामें वर्णित “ग्रट्टन-मल्ल कथा? में 
शर्घारक ( सोपारा ) के राजा सिंहमिरिको अट्टनको पराभूत 
क नेवाले मल्लकी खोज करते हुए पाते हैं । जब वह अपनी 
रुचिके अनुसार aera नामक महुएको पाता है, qq उसका 
आदर करते हुए उसे अपनेपास रखता है तथा जब वह श्रट्टन 
को पराभूत करता है, तब उसका सब -प्रकारसे सम्मान भी 
करता है ( उत्तराध्ययन-सूत्र, ` अध्ययन ४, सूत्र १, 
Jo २४० ) | 
मल्लो की वेषभूषा 

अखाड़ेमें उतरते समय मल्लो 
वेश मल्ल परिच्छुद' के ama पह्चाना जाता था । जैन 
महाधुराणके उत्तर भागों कृष्ण बलमद्रकै कंसके रंगमें 
पहुँचनेकी कथा ग्राती है | वहाँपर 


टीका 


द्वारा पहना जानेवाला 


इस मल्ल परिच्छुदका 


अच्छा वणन मिलता हे । इन लोगोने कसे हुए. कपटे 
* MEE) 


( धनशृत-परिधान पढ्ने थे, केश 33 हुए भे, 
था 


पर जूड़ान 


( बढकेशो fagail) थे, गोपमल्ो ते तथा साधारण 


अ 


लौगो के साथ श्रम करनेसे उनका शरीर सहज चिकना 
( सहज मखर गात्र ) हो गया था, आँखें लाले व चंचल 
( ज्वलितचलिंतनेत्र: `, थी मुद्ठियाँ बँधी हुई ( आवहदमुष्टिः ) 
थीं / जैनमहापुराण, उत्तर०, ७०.५८८८-६० )| कभी- 
कभी इन मल्लो की भुजाओ पर सिंदूर भी पुतो रहता था 
( सिन्दूररंजितसुजौ, वही श्लोक ६४ ) े 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण ३।४२।४५--४६ ) में मल्लो- 
की प्रतिमाश्रोंके निर्माणकी विधि बतलायी है। वहाँ कथन 
हे कि मल्लोंके शरीर. गर्दन तथा होठोंको स्थूल दिखलाना 
चाहिए ( पीनगात्रा:, पीनग्रीवशिरोधराः ) उनका मुख उग्र 
हो तथा उनके बाल “नीच! हों। नीच शब्दके Aad हो 
सकेंगे एक तो वे छोटे हो या वे नीचेकी ओर हों ' नीच- 
केशाः ) । जैन महापुरायाका उपर्युक्त मल्लके बालोंका बर्णन 
वद्धकेशो बिकूर्च: ) भी विचारणीय है | 
लखनऊके राज्य-संग्रहालयमें एक गुप्तकालीन द्वार-तोरण 
( एचू० ८८ ) है, जिसपर भीम - जरासंधके मल्लयुद्धका 
चित्रण किया गया हे | यहाँपर हम दोनों पहलबानोंको लंगोट 
पहने हुए पाते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उन्हे. 
केश तो हैं, पर जूड़ेमें वँधे हुए नहीं हैं। _ 
मह्लो'की जातियाँ तथा सामाजिक स्थान 
व्यायाम तथा. बलसंबर्धनके लिए समी लोग मल्लबिद्या- 
का अभ्यास करते थे, पर उसपर जीविका चलानेवाले लोग 
अधिकतर निम्न जातिके होते थे | श्रीकृष्ण बलरामके साथ 
युद्ध करनेबालो में मुष्टिक ग्रान्त्रदेशका aaa चाणूर HRA 
देशका ( हरिवंश २1२६८; २1३१ २४ ) | महाभारतके 
शान्तिपर्वमे नियुद्ध - कुशल लोगो की गणना 3S हुए 
यवन, काम्बोज तथा मथुरमें रहनेवाले लोगो को मुख्यतया 
गिनाया गया है. ( शान्ति०, राजधर्म०, १०१।५ ) | उत्तरा- 
“47 सूचकी टीकामें विद्यमान 


> श्रद्नमल्लको कथाका ऊपर 
सकैत हो चुका है। उक्त कथामें मल्लराज aza उर्जायनीका 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


4 A 


` रहनेवाला था । .उसका पराभव करनेवाला मात्स्यिक मल्ल 


सोपारेके समुद्र-किनारेपर रहनेवाला AA था, जो बसा at 


मल्लुलीकी चरबी पीकर AIA spar शान्त करता था। जब 
aza समुचित शिष्यकी खोजमें चला, तो वह प्रथम सोराष्ट्र 
गया. क्योंकि उसने यह सुना था कि उस देशमें बहुत मल्ल t 
( उत्तराध्ययन, अध्ययन ४, सूत्र १, टीकाश्लोक १४ सौराष्ट्र 
बहवो मल्लाः af) | उसने जिस ब्यक्तिको अपना 
शिष्य बनाया और जी amd “फलही' नामसे प्रसिद्ध 
हुआ वह भी भगुकच्छ या वर्तमान भडौचका रहनेवाला 
था ( बही, छोक १५ | फलही जातका किसान था | 


मनुने भी मल्लोंको निम्नश्रेणीमें ही माना है । उनके 
समयमै महल और झल्ल नामक दो जातियाँ बन गयी थी । 
इन दोनोंका पर्यायवाचीके रूपमें प्रयोग हुआ दै 
हिस्ट्री आफ्‌ धर्मशास्त्र, १० 


कभी-कभी 
( मनुस्मृति, १०।२२; काणे, 
८२,६० ) | बंगालमें कलो gi मलो दोनों शूद्र समभे जाते 
(ag )। जैनकल्पसूवर्मे भी जातियोंकी गणना करते 
समय जल्ल ग्रं र मल्लो को नट, ads, मौष्टिक, प्लवक आदिको 
AQA faa गया हे (श्रमण भगवान्‌ महाबीर Jo ३००) 

मल्ल निम्नकोटिके सेवकवर्गोमे होते थे, इसका संकेत 
जैनमहापुराणुकी एक घटनामे किया गया है । ( महापु "1९० 
)॥ अपराधी विमतिको उसके अपराधों के लिए 
दिये गये हैं उनमें एक दण्ड मल्लोके तीस 
मुक्को को सहना भी है. स्पष्ट है कि Aga मारनेवाले 
मल्ल ऊँची जातिके नहीं हो सकते | 


४६।०६ रे 
जो दण्ड 


qu दूसरे व्यायाम- 
( क्रमशः ) 


युहाँतक मल्लयुद्धका बिचार हुआ, 
प्रकारो को ओर ध्यान दें | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


भारतीय व्यायाम-विद्या : ऐतिहासिक अध्ययन 


a Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


नहीं देखी ! 
| चाँद खिला, चाँदनी नहीं दो = 
ऐसी रात, नहीं देखी! 
तारोंकी शीतल. छायामें 
चुपके-चुपके चलता कोई 
मनकी व्यथा PSN पीकर 
रोज यहाँ जलता कोई 
घरतीपर नभसे, कुछ : 
बूँद गिरी, देखा लेकिन 
जा पीडा हर ले 
ऐसा बरसात नहीं देखी 
अर्थी लिये सबल कंधोंपर 
जाते सभी लोग रोते हैं । 1 
मदिराभरी गुलाबी आँख ; 
गरम आँसुओं घोते हैं । 
हरे बाँसके ठुकड़ोंपर, मुंह j 
ढॉप-ढाँप बढ़ चले सिपाही 
बढ़कर कोई रोक सका हा EE 
ऐसी बात नहीं देखी! 


_-श्रीमदनमोहन 'सरोज'-- 


प्राणांकी 


रंगस्थलमें ` TOC GR M EE 
qaa गिनाया गया 
)। बिष्णुपुराणमें तो 


३ ped T 
( रंगावतरण ) लोगो को 

६ । शान्ति, Aq २६४, ४६ 
Qu को कुण्डाशी) Sad, गरद, दिके समान 
ही नरकमें जाना होगा, ऐसा लिखा है (बिष्णु० २.३.२१) | 
इससे us है मल्ल-विद्याके बल जीविका चलाना fua समभा 


जाता था । वैसे उस शाख्रका ग्रध्ययन शरीर अध्यापन सभी 


कर सकते थे और करते थे। 


५९१ 


Lo 
à 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वामन-पुराणोक्त पौराणिक सूक्तियाँ 


. e 
--भ्रीरामशंकर भट्टाचाय-- 
[ काशिराज पुराण-अनुसंधान समिति, वाराणसी ] 


Ew सामाजिक और धार्मिक जीबनमें पुराणों- 
का प्रभाव सवच्यापी है, इस सत्यसे हम सभी परि- 
चित हैं। इन quei न केवल धार्मिक और 
आध्यात्मिक विषय ही मिलते हैं, चल्कि अनेक 
लौकिक विषयोंका भी ज्ञान हमें इन पुर।णोंस ।मलत। 
है। इतिहास, भूगोल, वास्तुविद्या, GANE, 
चिकित्सा आदि उपयोगी बिद्याएँ इन guia 
पूण मात्रामें मिलती है | 


साहित्यक क्षेत्रम भी इस पुराणोंका दान अपरि- 
मित है। हमारे प्राचीन कबि अपने-अपने quist 
विषयोको पुराण-इतिहाससे ही लेते an रहे है, यह 
प्रसिद्ध बात है । वस्तुत: पुराणोंके साहित्यिक अध्ययन 
में हमें जिन विषयोपर बिचार करना पड़ेगा, पौरा- 
गिकसूक्ति भी उन विषयोंमें अन्यतम है । प्रत्येक 
पुराणमें रोचक तथा शिक्षाप्रद सूक्तियाँ भरी पड़ी हैं 
जिनका संग्रह अपेक्षित है। निश्चित ही ये सूक्तियाँ 
विदृग्ध-समाजके मनको प्रफुल्लित करेंगी | 


: दम यहाँ धवामन-पुराश? के कुछ सुभाषितका 
उदाहरण प्रस्तुत करेंगे । सुभाषितको कभी-कभी 
सूक्ति! भी कहा जाता है ga ८रसपूण प्राज्ञाक्तिः 
XD सुभाषित कह सकते हैं, नीरस उपदेशमात्र 
सुभाषित नहीं है | 


Dg ` s; f S 
तीथ स्नानके विषयमे एक सूकित सुनिय़े : 


ER 


— RS CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ss 


आत्मा नदी संयमपुण्यतीर्था सत्योदका शीलसमाधियुक्ता | 

तस्यं स्नातः पुण्यकर्मा पुनाति न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा || 

(४२॥२५ ) 

यहाँ कहा गया है कि आत्मा एक नदी है, संयम 

ही उसका पवित्र तीर्थ अर्थात सोपान है। सत्य ही 

उस नदीका जल है। जो इस नदीमें नहाता है, 

वही पवित्र होता है। manar केबल जलसे 
शुद्ध नहीं होता | 

इसी स्थलपर एक और सुभाषित है, जो आप दष्टि- 

की गम्भीरताको भी ज्ञापित करती है | कहा गया है : 

ज्ञानिनामाश्रमो वेश्म वेश्माश्रममयोगिनाम्‌ | ( ४३।२५ ) 

अर्थात जो ज्ञानी है, उसके लिए तो घर al 


आश्रम है और जो अयोगी अज्ञानी है, उसके लिए 


आश्रम भी घर ही है। 
तीसरा सुभाषित सुनिये : 


आपदूभुजज्ञदृष्टस्य मन्त्रहीनस्य सर्वदा | 
1335/0923 करोतिखलु fafaa |) 


e w ` v - 
अथात साँपने जिसको काटा है. यदि वहाँ मन्त्रका 

` c ` 
प्रयोग नहीं किया जा सकता तो. औषधि ही उसे 


विषहीन कर सकती है | उसी प्रकार विपत्तिमें गिरा. 
हुआ व्यक्ति यदि मन्त्रणा, बिचार आदिसे शून्य हो 
जाय, तो उसको वृद्धोके वाक्यों 
क्योंकि उससे ही उसका उपकार होगा, उसको 
विपत्तिसे af मिलेगी | आज भी यह स॒ 


को सुनना चाहिए, 


भाषित | 


X 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGarigotri 14 RAY 


» "m s 
[रतीय 5 विद्या : : 
। भारताय व्यार्यासत्वदा 5: 
> E à 
ऐतिहासिक अध्ययन 
3. 
रामायण-कालसे शु्ःकालतक 
| पिछले aati हम यह देख चुके हैं कि इस कालमें नियुद्ध या कुश्ती नामक व्यायामका किस तरह विकास हुश्रा । 
अब अन्य प्रकारकी व्यायाम-पद्धतिका विचार करें । 
दोड़ना ( धावनम्‌ ) Ho, ३० ५७ ) | अर्थशास्त्रमें कौटिल्यने भी विविध प्रकारसे 


। eset de दै (Ade मनोरंजन करनेवालोंकी सूचीर्मे “प्लवक' या कूदनेवालोको , 
i po be भी गिनाया है ( २.१७.३८ ) | 


१-१-१३, Jo ६) 'हरिवंश? हमें बतलाता है कि गोपबालक ४ 


i लिए ही नहीं. 

à edi z कूदने-फाँदनेका अभ्यास केवल प्लवर्कोके p 

बड़ी तेजीसे दौड़ा करते थे तथा बीच-बीच के पीछे छिप या qu 
जाते थे ( हरि० २।१४ ) । दौड़की प्रतियोगिताग्रोंके बैदिक 


; में जाकर व्यापारकी इच्छा रखनेवाले वण्क्‌-पुत्रौकै लिए 
कालमें तो अच्छे उल्लेख मिलते हैं ( मन्मथ राय : प्राचीन 


भारतीय मनोरंजन, Jo ३०-३२ ), पर इस कालमें इस 
प्रकारके स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते । लेकिन यह Ri अवश्य 
विद्यमान रही होगी, क्योंकि am चलकर «xe» लिए 
प्रसिद्ध लोग 'मिवाती? कहलाते थे । इनका उल्लेख हम 


Ev 


इस प्रकारका अभ्यास परमावश्यक था | “कृथासरित्सागर में 
सानुदेव ओर आचेर नामक दो व्यापारियांकी कथा आती 
है, जिन्होंने धनकी खोजमें सुवणंभूमि अर्थात्‌ वर्तमान मलय 
थाइलैंड आदि देशकी यात्रा की थी । इस यात्रामे जानुपथ, 
बंशपथ, अजापथ, WHI, छत्रपथ आदि अनेक प्रकारके 


यथास्थान करेंगे । मार्गोको पार करना पडता था | जानुपथ वह माग हे, जिसे 


कूदना, फाँदना, एक दूसरे पर चढ़ना आदि केवल जानुके बलपर रेंगकर पार किया जा सकता है । 

जातकॉर्मे «iue र लंबन-नतक' नामके RU अजापथको पार करनेके लिए बकरे d बकरीपर सवारी 

द eaa श्राता है, जो कूदने-फॉँदने और बाँधबाजी RARAN करना आवश्यक है । कडे पहाड़ी माग ऐसे a होते i 
a 00 थ राय : Hle Ule He. Fo ५६) | नरापथ वे मार्ग हैं जिनपर चलनेका Bel है बॉँसोंको पकड़- 


i बड़े कुशल होते थे मन्म Es E 1 
S p E a शक्तिसे नापी जाती श्री । शक्ति एक पकड़कर नदियोंको लांघ जाना । इनसे भी दुरूह शंकुपथ 
ES 
लम्बी दूकान दूर 
` 


E A थ हैं । ऊँचे और सीधे खड़े पर्नतपर AEU 
होता था, जिसको लम्बाई लगभग दो ओर छुत्रपथ है 


5 


I ॥ E 
UNO E. धाका ४.२२ )' जातकोंमें चार FAR लिए शकुपथका सहारा लिया जाता या । चदनेवाला 
थी 人 नीतिप्रकाशिका Ye 
- हाथ होती 


आर da शक्ति E 
: zů फाँदनेका उल्लेख मिलता है ( 


an ञ्राठ या दस हाथतककी शकु gala लोहेके तीखे Ae लम्बे काँटेको रस्सीमे बॉधकर 
= लगभग T Ta d 
E ena राय : Alo भा? ऊपरकी ओर फेकता था ! जब शंकु ऊ 


— 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


है 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


c 


Ye जाता था. तब हाथमें छेनी. हशैड़ी रोर एक भाला लेकर 
चलनेवाला व्यक्ति रस्सीके सहारे चढता था। शंकुके पास 
पहुँचकर वह छेनीसे छेद बनाता तथा उममें भालेको गाड़ 
देता था | अब गड़े हुए भालेको पकड़कर शंकुको निकाल 
लेता ग्रौर उसे पुनः ऊपरकी ओर फेकता था। जव 
वह गड़ जाता तब एक हाथसे रस्सीको लटकते हुए छोरमें 
बाँध देता था और उसके बाद पुन: स्वयं ऊपर wc लगता 
था। इस प्रकार शंकु, भाला ओर रस्सीकी सहायतासे पर्वत 
की चोटीतक पहुँचा जाता था । यह था शकुपथ | लिखने 
की आवश्यकता नहीं कि इस शंकुपथपर wath लिए 
¿A शरीरको साधनेके कितने दीर्घ 
आवश्यकता होगो ! इन पहाड़ोंपर पहुँचनेके वाद दूसरी ओर 
उतरनेकी समस्या खड़ी हो जाती थी । इसे छुत्रपथका सहारा 


त्रम्यासकी 


लेकर सुलझाया जाता था, जिसका ग्रर्थ था बड़े-बड़े gni 
खोलकर पहाड़की चोटीसे नीचेकी ओर कूद पड़ना | 
बीसवीं श॒ताब्दीके पेराशूटवाले सिद्धान्तका यह qeg था । 
इन विविध प्रकारके मार्गोपर चलनेमें सफलता तभी मिल 
सकती है, जब उतका दृढ़तर ग्रम्यास शैशवसे ही कराया 


जाता हो ( आर. सी. मजुमदार : 'कॉलेनीज इन दी फार 
3*2, go to ) I 


भरहूतके शुंगकालीन ( लगभग ई पूर्व० २ री शती ) 
स्तूपके एक वो दिका-स्तंभपर लगभग ug नर एक दूसरेपर 
खड़े दिखलाये गये हैं | ये लोग इस प्रकार खडे हैं fs 
_पाँचपुरसा ऊँचा एक प्रासाद-सा बन गया है | प्रत्येक पुरुष 
श्रपने कन्धेपर खड़े रहनेवाले व्यक्तिको EZA पकड़े हुए हैं 
( सतीशचन्द्र काला ; १।२ भरहूत स्कल्पचर्स, उत्तर प्रदेश 
इतिहास-परिषद्की पत्रिका, खण्ड १८, फलक ५ चित्र ७ ) | 


ऐसा प्रतीत होता हे कि यहाँ श्रर्थशासतरके प्लवकोंको if 
Ea má 


c ९ 
गातावस 


म -一 一 一 


a) | 


Resse Heat fera शामक हरण- eid 

भार उठाना 
परवर्ती कालके साहित्यमें “भारश्रम' नामसे मारी 
वस्तुश्रोंको ठाना व्यायामके साधनके रूपमें गिनाया 


गया है ' रामायण ae महामारतमें इसख्पमे तो 
नहीं. किन्तु बलकी परीक्षा तथा अन्य श्रबसरोंपर भार उठाने- 
के उल्लेख मिलते हैं । बालीको पराजित करनेमें श्रीराम 
समर्थ हो सकेंगे या नहीं, इसका निश्चय करनेके लिए 
सुग्रीवने जो मानदण्ड सामने रखे थे. उनमें एक यह भी थ 
कि श्रीराम दुन्दुभि नामक मरे हुए महिषकी श्रस्थियोँक एक 


ege .0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


; E Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय व्यायाम-विद्या : ऐतिहासिक अध्ययन 8१९ 
一 一 一 
一 一 一 一 
ही पैरसे उठाकर दो सौ धनुषकी दूरीपर फेंककर दिखलायें । . मनुष्य-पशु-युद्ध 


श्रीरामचन्द्रने वह कलेवर पेरके अंगूठेसे ही दस योजन दूर 
ğa दिखाया ( aro रामायण, किष्किन्धा ११।७२,८४ ८५ ) | 
aaa प्रसंगोंपर हम हनुमान आदि वानरोंको पत्थर, Fa, 
पर्वत आदि भारीसेभारी वस्तुओंको उठाकर उनका 
aa रूपमै उपयोग करते हुए पाते हैं । महाभारतमें 
इस कार्यको करनेवाले अनेक वीरोंमें भीमसेनका नाम विशेष 
रूपसे उल्लेखनीय है । 
दण्डयुद्ध | 

दण्डयुद्धके उल्लेख यत्र-तत्र तो मिलते हैं, पर इस कला 
का शास्त्रीय बिबेचन कहीं नहीं मिलता । RRA 
विभिन्न क्रीड़ाओंके अन्तर्गत दण्ड्युद्धकी गणना की गयी है | 
( दीर्घं १।१।१३, पाली टेक्स्ट सोसायटी, gu ६ )। चक्रवती 
भरत द्वारा, 'दाण्डायुद्ध' सिखलाये जानेकी बात हम पीछे 
कह चुके हैं ( जैन-महापुराण १४।२०० ) | 
मुष्टियुद्ध 

मुष्टियुद्ध या मुक्कीका भी अधिकतर नामनिर्देश ही 
मिलता है | 'दीर्घनिकाय! में उपर्युक्त स्थलपर इसकी गणना 
की गयी है! जातकोंमें पहलवानको 'मुट्टि) कहा गया है ' 
महर्षि पतञ्जलिने मल्ल और मुष्टिको की संग्रह या ISAT 
उल्लेख किया है। (alo अग्रवाल : पाणिनिकालीन भारत, 
Fo १६२ ) । कुश्तीमें भी सुष्टिका प्रहार होता था ( रामा० 
युद्ध०, ४०,१५ ) | श्रीकृष्ण मुश्टियुद्धमों निष्णात थे । उन्होंने 
तृणाबर्त नामक असुरका वध a मारकर ही किया था | 
बलरामने प्रलम्ब नामक दैत्यको मारनेके लिए इस क्रियाको 
E था ( हरिवंश, २।१४ ) । सष्टियुडमें शरीरके मर्म 
स्थानों को पहचानना अत्यन्त आवश्यक है | पशुग्रो के 


साथ युद्ध करनेके लिए भी यह ज्ञान ग्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होता था। 


। होता है, 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow p २ 


यह खेल मृगया या श्राखेटसे grep तो रखतां है, तथापि 
इन दोनो क्रीड़ाओ में कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं। प्रथम तो 
यह कि शिकार जंगलमें होता है, पर यह खेल नगरो या 
खुले मैदानमें राजा श्रादिके सामने भी हुआ करते थे । दूसरे 
शिकारमें शिकारीका मुख्य लक्ष्य वन्य पशुको मार डालना 
परन्तु मनुष्य पशुःयुद्ध खेलमें साधारणतया 
पशुको अपने वीर्यसे हतबल कर देना ही पर्यात माना जाता 
है, जबतक कि उसे मार डालना किसी कारण आवश्यक न 
हो | तीसरे, शिकारके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह 
केवल एक ही पुरुष द्वारा “अकेलेपर केले? के रूपमें किया 
जाय | उसमें हाँका आदि करनेके लिए अनेकका साहाय्य 
लिया जाता है। इसके विपरीत यहाँ अकेला ही मनुष्य 
fa aga fuer है । चौथे, furere कुत्ते, बाज विविध 
प्रकारके शस्त्र, हाथी, घोड़ा या ऊँचा मचान आदि अनेक 
साधनोंसे लाभ उठाया जाता है | इसके विपरीत मनुष्य-पशु- 
युद्ध खेलमें साधन कुछ भी नहीं होते या होते 
भी हैं, तो केवल नाममात्रके लिए इस दृष्टिसे साधारण 
शिकारकी पेक्षा यह खेल अधिक साहस चपलता, पैनी- 
दृष्टि तथा समयसूचकताका परिचायक हैँ | 

इम खेलका पहला संकेत तो हमे प्रागेतिहासिक कालमें 
ही मिलता है, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। इस 
कालमें भी इसकी परम्परा श्रप्रतिहत रूपसे दृष्टिगोचर होती 
है | रामायणके किष्किन्धाकाण्डमे वानरराज बाली द्वारा ğa 
का रूप धारण करनेवाले ; ¿q नामक देत्यके पराभवका 
वर्णन मिलता है | वहाँ बतलाया गया है कि बालीने भेंसेके 
दोनों सींग पकड़कर उसे चारों ओर घुमाया और पटक मारा | 
उसके मर जानेके बाद भी क्रोधमें भरकर उसके शरीरको 
उठाकर मतंग-वनमें फेंक्र दिया ( किष्किन्धा ११-२५, 
४०-४१ ) | x 


“>>> 


rm < 


i i and eGangotri 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi an 
गाताधसे 


^ Tum I जौ 


महाभारतके विराटपर्वमें कहा गया है कि जीमूत नामक 
RATAS वध हो MAR उपरान्त जब भीमसेनकी जोड- 
का कोई मल्ल न रहा तब राजा विराटने उन्हें बाघ, सिंह और 


हाथियोंसे लड़ाया | कभी-कभी भीमसेन ग्रन्तःपुरकी खियोके 


मनोरंजनके लिए सिंहोंसे भी युद्ध 


किया करते ( मह्दा० 
विराट ० 


२।२४।२४-४४ ) आदिसे युद्ध किया था | बलरामने गदहे- 
की रूप धारण करनेवाले धेनुकातुरसे टक्कर ली थी ( वहीं, 
२१३।१५-२२)| am ABU कंसके रंगद्वारमें 
कुबलयापीड़ नामक हाथीको अपने बल और युक्तिसे समाप्त 
किया था ( वहीं २। e २७-३८ 
भी स्यमन्तक मणि qua लिए 
(agua ६.२४६.२२ ) | 
हरिवंश” श्रीकृष्ण और ऊँवलयापीड़ हाथीके युद्धका 
विस्तृत वर्णन देता है जिससे 20 कलाके सम्बन्धकी कई 
महत्त्को बातें जानी जा सकती हैं | संच्ेपमें उक्त quiq 
निम्नांकित है: 

“निकट श्राया gal हाथी मेघके समान 
था। उसे ओर चिढानेके लिए श्रीकृष्ण 
बजाते और ताल ठोंकते हुए उसके आगे 
गये । जब हाथी दन्त प्रहार करनेके लिए दौड़ा 
उठी हुई Weal छाती पर लेकर उसके am दो पेरोमे से 
अपनेको बचाते हुए श्रीकृष्ण उसके पेटके नीचे चले गये | 
फलतः हाथीके लिए यह असंभव हो गया कि वह श्रीकष्णपर 
सूड या दाँतसे प्रहार करे | वायु जिस प्रकार मेघोंको नचाता 
रहता है, उसी प्रकार श्रीकृष्णने हाथीको नचाया । हाथी 

श्रपने दाँत पैर और ast प्रहारोंसे उन्हें मार डालना चाहता 


था, ferr श्रीकृष्ण चपलतासे श्रपनेको चाकर इधर-उधर 
x aT > Ge 


। उन्हें रीछ जाम्बवानसे 
युद्ध करना पड़ा था 


चिग्घाड़ रहा 
कूदकर तालियाँ 
जाकर खड़े हो 
डा | तब उसकी 


२० ४०-४१ ) | श्रीकृष्ण भी इस कलामें निष्णात 
थे श्रपने शैशवमें जब बे गोकुलमें रहते थे dae] बैल 
(अरिष्टासुर, हरिवंश २,२१।२१-२५) घोड़े ( केशी. adi 


निकल जाते zh उसे तंग करते । श्रीकृष्ण के aià p* g 


हाथीको सूडकी मार उनपर तो नहीं, अपितु हाथीके ही 
शरीरपर पड़ती थी | ag श्रीकृष्णको पकड़नेके लिए बराबर 
मएडलाकार घूमता था, किन्तु उसके शरीरके ZU एक 
दूसरेमें अडक जाते जिससे, वह as धमाचीकड़ो मचाने 
लगता या । aad इसी उछलकूदसे अत्यन्त संत्रस्त होकर 
वह मुँ हके बल गिर पड़ा? (हरिवंश २।१६।२७-३८ | 

स्पष्ट है कि हाथीके साथ इस प्रकार युद्ध करनेमें पूरी 
सतर्कता, HET सावधानी तथा तीखी और चपल fs 
की आवश्यकता हे | थोड़ी-सी भूल प्राणोंकी गाहक बन 
सकती है हाथीके लद्वडपनसे लाभ उठाकर उसे परास्त करने 
का यत्न किया जाता था | हाथीसे युद्ध करनेका एक सुन्दर 
वशय अहिच्छुत्रा जिला बरेलोसे मिले हुए 
fni ठीकरेपर विद्यमान है ( वासुदेवशरण अग्रवाल : टेरा- 
कोटा फिगरिन्स आफै अहिच्छुत्रा Gee इण्डिया संख्या 
Y फलक LVII चित्र २६१ ) 
केवल जाँघिया या लंगोट पहने हु 
रहा है उसके एक हा 


एक गुत्तकालीन 


| यहाँपर एक पुरुप जो 
ए है. एक हाथीते भिड़ 
थमे लग्बी-सो ढाल है, पर दूसरे हाथ- 
या--इसका पता नहीं चलता 
भाग श्रव टूट गया हे | 
हाथीके समान शेरे मिड़नेके भी दृश्य प्राचीन कलामें 


मिलते हैं । साँचीके Va स्तूपोंमें एक स्थानपर एक 
सिपाही Ra साथ युद्ध कर, 


में कौन-सा शस्र क्योंकि वह 


ता gar Raam गया है 
फलक ९१८८ बी ) । 
क्ति केवल खंज॑र श्रौर 


: S? होकर श्राक्रमण कर रहा 21 
मार्शल तथा WER उक्त चित्रकी चर्चा करते हुए 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


यत्ता QA 4७ wma 3 m 


इस खेलको मूलतः विदेशी माना है ( वहीं वगलका पृष्ठ ); 


परन्तु अबतकके विवरणसे स्पष्ट है कि यह क्रीड़ा विशुद्ध- 
रूपसे भारतीय थी | यह सत्य है कि यूनानमें भी इस कला- 
का वोलबाला था. पर यहाँ और बहाँके विकासकी स्वतन्त्र 
परम्पराएँ थीं 

सिंहके साथ युद्ध करनेके दृश्य कुषाणकालीन कलामें 
भी सुरक्षित €) इनमें सबसे प्रसिद्ध कलाकृति वह है 
जिसमें एक विवस्त्र पुरुष एक सबल सिंहसे युद्ध करता cun 
दिखलाया गया हे जिसे श्रवतक यूनानी वीर हरक्युलिग्रस 
तथा नेमियन सिंह? के 


नामसे पहचानते हैं। इसके 


अतिरिक्त यह विषय मथुरा और प्रयागके संग्रहालयोंमें oe 


fra कई मिट्ठीके खिलौनोंमें भी अंकित है ( सतीशचन्द्र 
काला : प्रयाग-संग्रहालयकी कुछ मृण्मूतियाँ उत्तर प्रदेश 
इतिहास - परिषद्की पत्रिका, पृष्ठ १३३ संख्या 


८ वा० Yo ग्रग्रवालः फर्दर एक्रिजीशन्स टू द मथुरा 


खण्ड २१, 


ग्युजियम वहीं छण्ड १०, ge cc) garda andè 
सोनेके सिक्कोंके कुछ प्रकारोंमें सम्राट्‌ ea तथा सिंहसे युद्ध 
करते हुए दिखलाये गये हैं । समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीयके 
व्याघ्रहन्ता ग्रौर सिंहहन्ता प्रकारोंकी AÀ इन fa 
पशु्रोंको केवल धनुप्र - वाणकी सहायतासे भूमिपर खड़े 
होकर ही पराजित किया जा रहा है | 

प्राचीन जैन साहित्यमें भी मनुष्य और पशुयुद्धके उल्लेख 
कम नहीं मिलते | 'उत्तराध्ययन-सूत्र'की टीकामें अगड़दत्तकी 
कथा आती है, जिसने वाराणसोमें हाथीसे युद्ध किया था 
( उत्तरा? अध्ययन ४, go २६८ ) | कथा हमें बतलाती 
हे कि 'कुमारने घोड़ेको छोड़ ade ग्रावाहन किया । 
zr Rn. c ओर मुडा, उसने अपना 
Sus Fm ee | हाथी ae अन्धा होकर 
E बीच कुमारने AAN sx 

% लगाने शुरू किये । हाथीके पीठपर भी बैठकर 


भारतीय व्यायाम-विद्या : ऐतिहासिक अध्ययन 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Luckno 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


e 


उसे मारकर खूब घुमाया। बार-बार चक्राकार घुमाकर 


उस महासत्त्व कुमारने हाथीको हतबल कर अपने वशमें 


किया ।' इसी ग्रंथके अध्ययन १३ ( वहीं, go १६७ BF 
१५४-५५ ) में ब्रह्म नामक राजा द्वारा एक जंगली हाथीसे 
किये गये युद्धका वर्णन मिलता है । इस क्रीडा-रसिक राजाने 
भी नदीकी बाद्के समान आनेवाले हाथीको धोखा देनेके 
लिए अपना उत्तरीय उसपर we दिया आर तब उसे 
परास्त किया | ब्रह्मके पुत्रने भी एक दूसरे अवसरपर उत्तरीय- 
क्षेपणका ही सहारा लिया था । वह हाथीके पीठपर सवार 
हो गया और शब्द पेर, अंकुश और हाथसे उसे वशमें लाकर 
उसने हाथीको उसके ama बाँध दिया (AAA FH- 
अंकुशकरेस्तञ्च वशीक्रत्य हस्तिनं सद्यः स्तम्भे 
ara diem कृतस्तुतिर्ञय जयेति जने: |? उत्तरा» 
टीका, अध्ययन १३. ३४४-४६ To २१० ` । बात यह 
थी कि हाथी मतवाला हो गया था और उसे केवल बशमें 
लाना ही राजकुमारका लक्ष्य था । उसके लिए उसने 
उपर्यक्त विधि काममें लायी i 

` जैन-महापुराणमें एक स्थानपर ( ४७.१९६ यह बत- 
लाया गया है कि 'किसी गजपतिको, जो अपने खभेको 
उखाड़कर बहुत अधिक मतवाला हो गया था बत्तीस प्रकार . 
की क्रीड़ाओंकी सहायतासे aga किया गया ।? स्पष्ट है कि 
हाथीके साथ मिड़नेके लिए बत्तीस प्रकारकी क्रीड़ाएँ या 
पैतरे प्रसिद्ध थे, परन्तु इनके नाम उक्त स्थलपर नहीं गिनाये 
गये हैं और न उनके विप्रयमें कोई अधिक स्पष्टीकरण ही 
किया गया है निम्नाङ्कित तीन बातें तो उपर्युक्त सभी 


प्रकारोंमें समान हैं : 

( १ ) क्रोधान्ध हाथीके मुखपर दुपट्टा 
प्रबड़वाकर ग्रम्धाधुन्ध प्रहार करनेके लिए प्रेरित करना । 

(२) इसी बीच स्वयं पीछेकी AT जाकर उसकी पीठ 


पर बैठ जाना । hna 


फॅककर उसे 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ERR गीदाधर्म 


ss 


f ३ ) नाना प्रकारके शब्द, प्रहार तथा अंकुश द्वारा 
उसे जर्जर कर देना | 
उसी ग्रन्थके चौथे ्रध्ययनमें ash साथ युद्ध करने 
का विवरण मिलता है ( उत्तरा ४. २३६९-५० Jo २७८) | 
यहाँ बाघको स्त्रबश करनेके लिए एक दूसरी युक्तिका 
सहारा लिया गया जैसे ही शेर अपनी dg उठाकर उसकी 
रोर झपटने लगा, उस निप्कृप ( पुरुप ` ने अपने वस्त्रावेष्टित 
बाँये हाथको उसके फैले हुए जबड़ेमे ša दिया और दूसरे 
हाथके कृपाणसे उसको कालकी गोदमें लिटा दिया p 
उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि पशुग्रोसे 
युद्ध करनेकी कलाका ग्रम्यास केवल खेल और व्यायामके 
रूपमै नहीं, अपितु समय पड़नेपर अपने प्राण बचानेके लिए 
भी प्रयोगी सिद्ध होता था | कोटिल्यने dig नामक 
Jaata वर्णन करते हुए लिखा है कि ये लोग भप्रकर 
वन्य पशुओ्रोंका निर्भयतापूर्वक साधना कर सकते थे (बृन्दावन- 
दास : कोटिल्यके युसचर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, खण्ड 
१४, ए० २०६ ) | निश्चित ही लोग शैशवसे ही इस 
कालका अध्ययन करते होंगे | 
बन्य पशुको पकड़ना 
मडध्य-पशु-युद्धका एक परिवर्धित स्वरूप जंगली जानवरों 
को पकड़ना है | पिंजड़े लगाकर या जमीनमें गड्डे खोदकर 
हाथी ग्रादि पशुओंको पकड़नेकी कला व्यायामके qa 
समाविष्ट नहीं होती, परन्तु साहस और युक्तिके बलपर किसी 
Ra पशुके पास जाकर उसे हस्तगत कर लेना निश्चय d 
बलोपासनाका फल है | साँचीसे mm एक वेदिकास्तम्भपर 
ऐसा दृश्य अंकित है कि एक पुरुष शेरनीको परास्त कर 
उसके बहुड़ेको ql हाथसे उठाकर ले जा रहा है। जिन 
डपायोंका उसने सहारा लिया हो, बे चित्रमें नहीं दिखलाई 
पढ़ते ( मार्शल : दी मान्युमेंटस्‌ आफ साँची, खण्ड, ३ 
फलक ७६।१४वी.) | कालिदासबे“श्रमित्चान-शाकुन्तल'के सातवें 


MEL d 


ZH बालक भरत ( सर्वदमन ) को सिंहशावकत्ते खेलते 
हुए और उसके दाँतको गिनते हुए दिखलाया गया है ।- 


मृगया 

मृगया या शिकारके प्रारम्भिक रूपकी चर्चा हम di 
कर चुके हैं | प्रारम्भमें शिकार केवल बलसंवर्धनके साधनके 
ही रूपमें नहीं ग्रपितु जीविकोपार्जनके लिए भी किया जाता था । 
जैसे-जैसे मानव सभ्यताकी सीढ़ियाँ चढता गया मृगयाका 
जीविकोपार्जनवाला साधारण रूप शनैः-शनैः Ba होता गया | 
फिर भी अपने zen गुणोंके कारण विनोद और बलोप,सनाके 
क्षेत्रमै उसका स्थान ऊँचा ही बना रहा ओर ग्रमी भी है | 
मृगयाके ग्रक दो रूप हो गये हे । कुछ लोगोंने मांसका 
व्यापार करनेके लिए तथा विविध प्रकारके चमड़े, सोंग आदि 
को प्राम करनेके लिए इसे अपनाया है तथा कुछ लोग 
व्यायाम, खेल या मनोरंजनके रूपमें इसका अनुशीलन करते 
हैं । प्रस्तुत प्रसंगमें हमारा सम्बन्ध केवल qui रूपसे है | 
रामायण और महाभारतमें हम राजपूतोंको आखेट करते हुए 
पाते हैं कीटिल्यने ग्रगने अर्थशा््रमें ( ८.३.५० ; मृगयाके 
गुणों ak अवगुणोंकी चर्चा करते हुए बतलाया है कि राजाके 
लिए maz क्यों अत्यन्त आवश्यक है | मेंगेस्थनी जने 
मीर्यसम्राट्‌ चद्धगुप्तकी मृगया यात्राका उल्लेख किया है 
( मकेक्रिडल Jo ७१ ) । qui शिकारके प्रचुर quid 
मिलते हैं श्रौर उन विभिन्न प्रसंगोंको पढ़नेसे मृगयामें पलन 


किये जानेवाले कुछ नियमोंका भी हमें ज्ञान होता हे जिनमेंसे 
कुछ निम्नांक्रित थे : 


। १ ) साधारणतः मृगया करना पाप नहीं माना जाता 
था । महर्षि ama किसी समय तो सन्मे दीक्षित होते हुए 
भी मृगया की थी. ( महा० mo, ११७,१४ , क्योंकि 


उस समय UA विघ्न करनेवाले a पशु्रोंको बनमें खदेड़ 
देना श्रावश्यक था | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


P! 


[A TT 


(२ ) सावधान या असावध्षान मृगोको विविध प्रकार 


के तीक्ष्ण उपायोंसे मारना उचित था, परन्तु मैथुनासक्त पशुओं 
को मारना ठीक नहीं था ( महा० श्रादि ११७.१६ ) ! 


(३) 


कहा गया है 


अर्जुन और किरातरूपधारी शकरके संवादम 
कि एक शिकारीके लक्ष्य बनाये गये पशुको 


( मद्रा ३३६ २१ २६-२३० ) | 

( ४ ) अनुशासन पर्वमें कहा गया है कि बाहुबल द्वारा 
कमाया हुआ माँस खानेसे क्षत्रियोंकी निंदा नहीं होती 
( महा० 23 ११६।१५ ) | 

कालिदासने अपने रघुवंश और ग्रमिज्ञान शाकुन्तलमें 


दूसरेके द्वारा भी लक्ष्य बनाया जाना manai नहीं है ` 
i 


मृगयाके गुणोंका विशद उल्लेख किया है । विशेषतया व्यायाम 


f की दृष्टिसे उनक्री सराहना की है | 
मेदश्छेदकृशोदरं लघुभवत्युत्यानयोग्यं वपु: 


सन्वानामपि लक्ष्यते विक्रतिमब्चित्तं भयक्रोधयोः 
उत्कर्ष सच धन्विनां यदि घवाःसिद्धयन्ति लक्षे चले 
सिऽ्याहि व्यसनं वदन्ति सृगयामो द्वग विनोद: कुत: ॥ 
— ग्रमिज्ञानशाकुन्तल. २.९ 
f शरीरकी अनावश्यक चर्वीको घटाकर उसे हलाका 
बनानेवाली शिकार ही है | जानवरोंकी चालदालोंका अध्ययन 
शिकारसे ही हो सकता है | सबसे बड़ी बात तो यह है कि 
धनुविद्यार्मे सिद्ध किये गये चल wq भेदकी परीक्षा मृगया 
में ही होती है | 
शिकार खेलते समय सिरके बालोंको लपेट कर जाई 
बाँध लिया जाता था और ऊपरसे फूल तथा वेलबूटेका 
बना हुआ छोटा-सा ताज पहन लिया जाता था पोशाकश 


भारतीय व्यायाम-विद्या : ऐतिहासिक अध्ययन 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६२३ 


一 A 
一 一 一 一 一 一 一 一 > 


रंग पत्तियोंके रंगसे मिलता-जुलता होता था | शिकारीके साथ 
कुत्ते और हँकवे होते थे जो agin चारों ओरसे घेरकर 


शिकारीके सामने पहुँचा देते थे ( रघुवंश, ६६ ४६-७४ > श्री 
मन्मथराय : प्राचीन भारतीय मनोरंजन, ४७ १२७ ) | 


प्राचीन भारतीय कलाङृतियामे हम राजा zik 


. राजक्‌मारियोंको मृगया करते हुए पाते हैं । भरहुतके एक 


वेदिकास्तंभपर एक मनुष्य वराहकी शिकार करता ZAT 
दिलाया गया है ( बरुआ : भरहूत, चित्र १४६ ) । घोड़ों- 
पर बैठकर भालोंकी सहायतासे की जानेवाली शिकारका 
दृश्य मथुरासे प्राप्त एक शुंगकालीन मिट्टीके ठीकरे पर अंकित 
है ( मथुरा सग्रहालय, टेराकोटा संख्या २४११ )। मृगयामें 
कुत्तोंका उपयोग भी प्राचीनकालसे होता आ रहा हे । भरहूत- 
वाले दृश्यमें दो शिकारी कुत्ते विद्यमान हें । साँचीमें भी एक 
दृश्यमें ara राजाके साथ शिकारी कुत्ते दिखलाई पडते हैं 
( मार्शल : दी मान्युमेटस्‌ ऑफ साँची, भाग ३ फलक 
५६।:७ बी ) | यहींके एक दूसरे दृश्यसे पता चलता है | 
स्त्रिया मी अपने प्रियकरोंके साथ शिकारमें भाग लेती थीं 
( वहीं. )। गुप्तकालीन सुवर्ण॑मुद्राओंपर शिकार खेलते 
हुए राजाकी मूर्तियाँ अंकित हैं | बयाना नामक स्थानसे 
मिले हुए एक सिक्केपर wales राजा 'तलवारकी सहायतासे 
गेंडेकी शिकार करता हुआ दिखलाया गया है | 


इसी कालमें शिकारियोंके देवता रेवन्तकी उपासना भी यों 
चल चुकी थी । रेवन्त सूर्यका बड़वासे उत्पन्न पुत्र हे । वह 
प्रोड़ेपर बैठकर शिकारके लिए. जाता हुआ दिखलाया जाता 
है । उसके साथ शिकारी कुत्ते भी होते हैं ( बृहत्संहिता, 


५ ५६ ) | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


इतिहासके पृष्ठों में 


— श्रीजानकीनाथ शर्मा. ` 


प्राचीन राजनीतिज्ञोंने एक स्वरसे कह! है. कि 
सारा जगत समुचित न्याय - व्यवस्थाके आधारपर 
ही परिचालित 2 | 
समीच्य स घृतो लोके सर्वान्‌ रंजयति प्रजाः |-( मनु० ) 
नियतविषयवर्ती प्रायशो दण्डयोगात्‌ 
परवशेऽस्मिन्‌ दुलभः साधुबृत्तः | 
( कामन्दक, २) 
बिक्रमादित्यकी ऐसी कई कथाएँ प्रचलित हैं । 
Saa - पंचविंशतिः की पचीसों कथाओंमें वेतालने 
उससे न्यायसम्बन्धी पेंचीदे प्रश्‍न पूछे और राजान 
उनका सही उत्तर दिया था । श्रीरामचन्द्रजीने कुत्तका 


जगति 


भी उचित न्याय देकर ब्राह्मणको दणड दिया था और. 


कुत्तेकी इच्छानुसार ही उसे उञ्जैनके मन्दिरमें भेज 
दिया था । प्रसिद्ध है कि प्राचीन रोम निवासियोंके 
न्यायालयमें न्यायके स्थानपर एक स्त्रीकी प्रतिमा 
बनी रहती थी, जिसकी आँखोंपर पट्टी तथा ह्वाथमें 
तराजू रहता था। इसका अथं था fe यदि उसके 
सामने उसका पिता, पुत्रया पति भी आ जाय तो 
उसे बिना पहचाने उचित न्यायका. ही : ध्यान रखेगी | 
( Yours Noble Pate P. 226) 
सुल्तान गयासुद्दीनकी भी एक. agi विचित्र 
घटना है। एक बार भूलसे उसके बाणसे एक गरीब 
विधवाका पुत्र चोट लगनेसे घायल हो गया | 
बुढ़िया रोती हुई काजी सेरोजुद्दीनके यहाँ पहुँची । 
पहले तो काजी डर-सा गया, पर अन्तमें उसने 


योच-बिचारकर बादशाहको न्यायालयमे उपस्थित 
होनेके लिए आज्ञा-पत्र जारी किया] 
उन दिनों. सुकदमोंकी ada नहीं पड़ती थी । 


बादशाहने एक छोटी-सी तलवार ली और उसे 


छिपाकर इजलांसमें हाजिर gar) कांजी उसका 
कोई स्वागत करना तो दूर रहा, कड्ककर शासनके 
a बोला : ‘gaa इस गरीब विधवाके पुत्रको 
घायल किया है, ऋतः या तो . ठुम शीघ्र इसका 
उचित मुआवजा देकर घुढ्याको संतुष्ट करो या 
उचित dz भोगनेको तेयार हो जाओ | 


बादशाहने मुककर काजीका सलाम किया, फिर 


ढियाक्री ओर फिरकर उसे पर्याप्त धन देकर संतुष्ट 


किया । फिर काजीसे कहा : “योग्य 
मुझे अभियोक्तान क्षमा कर दिया & | 
काजीने इसपर उस A पूछा ओर स्वीकृति 
मिल जानेपर उस मुकदमेका बखास्त कर दिया । 
इसके बाद काजीने अपनी कुर्सी छोड़कर बाद- 
शाहसे क्षमा माँगी | तब बादशाहने अपनी तलवार 
दिखलाई और कहा कि आज यदि तुमने न्यायमें 
तनिक भी ढिलाई बरती होती, ता मैं तुम्हारा सिर 
उड़ा लेता । मेरा सौभाग्य है कि मरे यहाँ तुम sut 
उचित न्यायी जज है ।' 
[जीने भी अपनी छडी (gud हुए कहा; 
'जहाँपनाह्‌ | यदि आज आपने भी मेरा शासन 
माननेमें कुछ हिचकिचाहट की होती,तो मैं इस छड़ीसे 


न्यायाधीश | 


0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


